योगीराज यशपाल जी 


महाकाली, 


त्रिपुर भैरवी 


रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार | 


Be, 


fe 


दश महाविद्या तन्त्र्तार 


भिन्न-भिन्न देवता भिन्न-भिन्न युगों में 
पृथक-पृथक उपासना पद्धतियों से साधकों 
को अभीष्ट प्रदान किया करते हें लेकिन 
चारो युंगों में सदैव ही मूलभूत रूप से 
सम्पूर्ण संतुष्टि, सामर्थ्य और सिद्दि प्रदान 
करने की क्षमता केवल दश महाविद्याओ में 
ही है। इनकी महिमा अनन्त एवं विराट से 
भी अधिक हे । यही कारण है कि महाविद्याओं 
के अनुष्ठान शीघ्र ही अपने चमत्कार प्रकट 


कर दिया करते हे । 
यशपाल “भारती? 


रणधीर प्रकाशन का एक उत्कृष्ट प्रकाशन 


कलियुग में फलदाई 


दश महाविद्या 


dot सार 


लेखक एवं Wend : 
योगीराज यशपाल ' भारती ' 
(बैकुण्ठवासी) 


मूल्यः120.00 


एणधीर प्रकाशन, डरिद्वार 


प्रकाशक — रणधीर प्रकाशन 
रेलवे रोड (आरती होटल के पीछे) हरिद्वार 
फोन : (01334) 226297 


विवरक -- रणधीर बुक सेल्स 
रेलवे रोड, हरिद्वार 
फोन : (01334) 228510 


संस्करण -- सन्‌ 2008 
मुद्रक -- राजा ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली-92 
© रणधीर प्रकाशन 


ISBN : 81-86955-16-X 


DASH MAHAVIDYA TANTRA SAAR 
Collected : Yogiraj Yashpal ‘Bharti' 
Published By : Randhir Prakashan, Hardwar (INDIA) 


पाठको a 


दश महाविद्या की उपासना प्रारम्भ करने से पूर्व जो-जो बातें जान 
लेना जरूरी है उसी के अनुरूप मैं पाठको के सम्मुख हूँ । ' बगलामुखी 
महासाधना ' नामक पुस्तक पठन-साधन से बहुत से जिज्ञासुओ ने लाभ 
उठाते हुए मुझे बार-बार प्रेरित किया कि समस्त महाविद्याओं की संयुक्त 
प्राथमिक उपासना तथा मुख्य जानकारी देनेवाली पुस्तक भी समाज में 
होना जरूरी है--इसी लक्ष्य को निर्धारित करके यह ' दश महाविद्या 
तन्त्रसार' आपके हाथों में है। 

इस विषय में सबसे पहले आप यह जान लें कि १. काली, 
२. तारा, ३. षोडषी और ४. भुवनेश्वरी ये चार महाविद्याएँ हैं। इसके 
बाद ५. भैरवी, ६. छिन्नमस्ता, ७. धूमावती ये तीनों विद्याएँ हैं। फिर 
८. बगला, ९. मातंगी, १०. कमला ये तीनों सिद्ध विद्याएँ हैं। 

इसके साथ-साथ ही इन सब दश विद्याओ को दो कुलों में बाँटने 
को भी प्राचीनतम परम्परा है। 

१. कालीकुल : काली, तारा, भुवनेश्वरी और छिन्नमस्ता । 

२. श्रीकुल : षोडषी, बगला, भैरवी, कमला, धूमावती और 
मातंगी | 

साधको को चाहिए कि किसी भी एक कुल की साधना में ही 
अग्रसर हों। दश महाविद्याओ का पूजन करते समय उनके दाई ओर 
शिव का पूजन भी करना आवश्यक है उनके नामों का क्रम निम्न प्रकार 
से है। | 

५ 


काली 
तारा 
षोडषी 
भुवनेश्वरी 
भैरवी 
छिन्नमस्ता 
धूमावती 
बगला 
मातंगी 
१०, कमला 


TO OO ae 86: Oe 


महाकाल 
अक्षोभ्य 

कामेश्वर 

त्र्यम्बक 

दक्षिणा मूर्ति 

क्रोध भैरव 

(यह विधवा रूपिणी हैं) 
मृत्युंजय 

मातंग (सदाशिव) 
विष्णुरूप (नारायण) 


दश महाविद्याओं से ही भगवान विष्णु के दस अवतार भी माने 


गये हैं-- 

| काली 
षोडषी 
भैरवी 
धूमावती 
मातंगी 
तारा 
भुवनेश्वरी 
छिन्नमस्ता 
बगला 
१०, कमला 


RON 6 क्ष दा ७८ wwe 


श्री कृष्ण 
श्री परशुराम 
श्री बलराम 
श्री वाराह 
श्री राम 

श्री मत्स्य 
श्री वामन 
श्री नृसिंह 
श्री कूर्म 

श्री बुद्ध 


कल्कि अवतार भगवती श्री दुर्गा जी का माना गया है । 


--लेखक 


विषय-सूची 


O महाविद्याओं के विभिन्न नामों की तालिका 
0 कलियुग में महाफलदाई दश महाविद्यायें 
दशका रहस्य 
` दश महाविद्याओ का प्रथम दर्शन 
कुल परम्परा 
आद्या महादेवी 
दश महाविद्याओं की एक साथ पूजा कैसे हो? 
१. काली 
काली मन्त्र, काली ध्यानम्‌ 
काली स्तव 
जगन्मंगल काली कवचम्‌ 
२. तारा 
तारा मन्त्र, तारा ध्यानम्‌ 
तारा स्तोत्र 
तारा कवच 
३. षोडषी 
षोडषी मन्त्र, षोडषी ध्यानम्‌ 
षोडषी प्रात: स्मरणमू 
ललिता प्रातः स्तोत्र पंचकम्‌ 
त्रिपुर सुन्दरी प्रातः श्लोक पंचकम्‌ 
षोडषी (ललिता स्तोत्रम्‌) 
षोडषी कवचम्‌ 
४. भुवनेश्वरी 
भुवनेश्वरी मन्त्र, ध्यान 
भुवनेश्वरी स्तोत्र 
पातक दहन भुवनेश्वरी कवच 


. छिन्नमस्तिका 


छिन्नमस्ता मन्त्र 

छिन्नमस्ता ध्यान 
छिन्नमस्ता स्तोत्र 
छिन्नमस्ता कवच 


. त्रिपुर भैरवी 


भैरवी मन्त्र 

भैरवी ध्यान 
भैरवी स्तोत्र 
भैरवी कवच 


„ धूमावती 


धूमावती मन्त्र, ध्यान 
धूमावती स्तोत्र 
धूमावती कवच 


बगलामुखी 


बगलामुखी मन्त्र 
बगलामुखी ध्यान 
बगला स्तोत्र 
बगला कवच 
मातंगी 
मातंगी मन्त्र, ध्यान 
मातंगी स्तोत्र 
मातंगी कवच 


° कमला 


कमला मन्त्र, ध्यान 
कमला स्तोत्र 


कमला (लक्ष्मी) कवच 


महाविद्या मन्त्र 
` महाविद्या ध्यानम्‌ 
दश महाविद्या स्तोत्र 
महाविद्या कवच 


दग महाविद्या 


तन्त्र सार 


दश महाविद्याओ के प्रचलित नाम-- 


काली 

तारा 

षोडषी (ललिता) 
भुवनेश्वरी 
छिन्नमस्तिका 
त्रिपुर भेरवी 
धूमावती 
बगलामुखी 
मातँगी 

कमला 


FN NSS +e ee 


WO 


मडाविद्याउरे के 
विभिन्न नामों की तालिका 


He सं० | मूल संख्या | महाविद्या अन्य नाम विशेषता 


आद्या, मूल प्रकृति, | महाविद्या 
प्रथमा, मुण्डमालिनी |. सिद्धिदात्री 
तारा कंकाल मालिनी सिद्धविद्या 


घोडषी श्रीविद्या, त्रिपुरा सिद्धविद्या 

_ ` 
भुवनेश्वरी | राजराजेश्वरी सिद्धविद्या 

| ` 


६. ५ | लर त्रिपुर । सिद्धविद्या, 
` | | |r ea | मंगल _ 
जा 

बगलामुखी | वल्गामुखी ब्रह्मास्त्र एवं 
पीताम्बरा | त्रैलोक्य- 
स्तम्भनी-विद्या 


९. ८ मातंगी सुमुखी, उच्छिष्ट- | मोहनी विद्या 
`| | [लन | | 
१०. ९ Gea लक्ष्मी, नारायणी । | मोहविद्या, 
[| |” | क | 


उपरोक्त वर्णन के अनुसार ही दश-महाविद्याओ को जाना जाता 


१२ % दश महाविद्या तन्त्र सार ॐ 


है परन्तु कहीं-कहीं पर इनके अन्य नाम भी देखे गये हैं । यहाँ पर 
प्रस्तुत सूची में क्रम संख्या, ब्रह्म संख्या (मूल-संख्या), महाविद्या के 
प्रचलित नाम, अन्य नाम (सम्बोधन) तथा विद्या (विशेषता) व्यक्त 
की गई है। 

एक दुर्लभ पाण्डुलिपि 'परातन्त्र' के अनुसार एक ही महाशक्ति 
अलग-अलग छः सिंहासनों पर आरूढ होकर क्रमश: छ: आम्नायों की 
अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं जो निम्नलिखित विवरण के अनुसार है-- 

(3 पूर्वाम्नाय को देवी पूर्णेशवरी | 

७ दक्षिणाम्नाय की देवी विश्वेश्वरी 

७ उत्तराम्नाय की देवी काली 

 पश्चिमाम्नाय की देवी कुञ्जिका 

 ऊर्ध्वाम्नाय की देवी षोडशी कहलाती है । 


दश महाविद्याओ के मन्त्र 

दुर्लभ और सुलभ पाण्डुलिपि तथा प्रकाशित पुराण, आगमादि 
शास्त्रों में अनेकों मन्त्रादि के विविधता से दर्शन होते हें । यहाँ पर दश 
महाविद्याओं के प्रमुख एक-एक मन्त्र को प्रस्तुत किया गया है जो कि 
आपकी उपासना में प्रयोग किये जाने पर सोने में सुहागे के सदृश कार्य 
करेंगे। 
काली Hest 

'' ॐ क्रों क्रों क्रीं हीं हीं हीं हूं हूं दक्षिण-कालिके 

क्रीं क्रों क्रों ह्व ह्लं ह्वीं हुं हुं स्वाहा॥'' 
तारा मन्त्र 


“'ऐं ३० हीं क्रों हूं फट्‌ ॥'' 


* दश महाविद्या तन्त्र सार * 
छिन्जमस्तिका मन्त्र 
'“ श्री हीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीयै हूं हूं फट्‌ स्वाहा ॥'' 
खोडशी मन्त्र 
“SoU Si श्रींकएहलहींहसकहलहींसक 
ल हीं महाज्ञानमयी विद्या षोडशी माँ सदाउवतु॥ '' 
भुवनेश्वरी मन्त्र 
66 ऐं al श्री ॥॥ 1) 
त्रिपुर-भेरवी मन्त्र 
स्त्रौं हस्क्लरीं हस्त्रों: ॥'' 
धूमावली Best 
'' धूं धूं धूमावती ठः ठ: ॥'' 
बगलामुरवी मन्त्र 
‘so हीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं 
स्तम्भय-स्तम्भय जिह्वां कीलय-कीलय बुद्धि 
विनाशय-विनाशय ह्लीं ३% स्वाहा ॥'' 
मालङ्गी मन्त्र 
‘So ह्लीं क्लीं हूं मातंग्यै फट्‌ स्वाहा ॥'' 


कमला मन्त्र 


''ए हीं श्रीं क्लीं सौः जगत्प्रसूत्यै नम: ॥'' 


p 


कलियुग में महाफलदार्ड 


SOU मडाविद्यायें 


“काली, तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी। 
भेरवी, छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा ॥ 
बगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलात्मिका। 

एता दश-महाविद्याः सिद्ध-विद्याः प्रकीर्तिताः ॥ '' 

महाविद्या के विषय पर कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने 
की भाँति है क्योंकि अनन्त विराट्‌ को संक्षेप में शब्दावरण wart 
अत्यधिक कठिन होता है। फिर भी इस लघु पुस्तिका के द्वारा, माँ 
जगदम्बे की कृपानुसार महाविद्याओं पर लिख रहा हूँ । 

हम समस्त मनुष्यों का एकमात्र चरमलक्ष्य आनन्द की उपलब्धि 
और सुखोपभोग ही है। इसे प्राप्त करना मानव जीवन का नैसर्गिक 
अधिकार है। यह समूचा जगत आनन्द का उद्भव स्थल है और आनन्द 
ही हमारा उद्गम स्थान है। आनन्दातिरेक से ही आत्मा जीवन धारण 
` करता है और अन्ततः शून्य में विलीन हो जाता है । 

इस सृष्टि के मार्ग पर अवतीर्ण हो जाने के पश्चात्‌ हम विषयों 
की तरफ आकर्षित हो जाते हैं । जिसके कारण हमारे चित्त में आनन्द का 
स्थायित्व नहीं हो पाता। इसका कारण केवल यही होता है कि जिन | 
विषयों के:लिए हमारा चित्त द्रवित होता है उनमें स्वयं ही स्थैर्य नहीं 'है। 
यही कारण है कि एक विषय में जब चित्त अभाव का अनुभव करता है . 


* दश महाविद्या तन्त्र सार २: १५ 


तब दूसरी आकांक्षा की तरफ हो जाया करता है। यह क्रम निरन्तर 
चलता रहता है जिसके कारण आनन्द और सुखानुभूति की उपलब्धि हो 
ही नहीं पाती हे । जीवन और संसार एक मृगतृष्णा सा दृष्टिगोचर होने 
लगता है। रोते हुए आते हैं और रोते हुए चले जाते हैं क्योंकि हम 
सांसारिक जीवन के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाते। खाली कलश में 
थोड़ा सा जल, घड़े को बजाया ही करता है और भरे हुए कलश से 
आवाज नहीं आती बल्कि जल छलका करता है। मानवीय आत्मा स्वयं 
को अज्ञान और अहंकार से, तत्पश्चात्‌ इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त 
करे और फिर निरतिशय आनन्द, अविचल शान्ति और कल्मषहीन 
पवित्र जीवन की प्राप्ति के हेतु श्रीगणेश करें। यह कार्य अत्यधिक 
कठिन है कि मानव विषयों से उच्चाटित हो जाये । ऐसी स्थिति में जीवन 
सारहीन प्रतीत होने लगता है। हम सभी भोग चाहते हैं और इसके साथ 
ही मोक्ष की भी अभिलाषा रखते हैं। 

अनेक कर्म करते हुए जब हमें कर्मानुसार भोग की उपलब्धि 
नहीं होती तब हृदय व्यथित हो उठता है कि जब भोग नहीं हो पा रहा तो 
मोक्ष की कल्पना ही व्यर्थ है। यही लक्ष्य एक भटकन का रूप बनकर 
हमें एक से दूसरी उपासनाओं की तरफ आकर्षित करने लगता है । परन्तु 
अन्तहीन लक्ष्य की अन्तहीन उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि हम 
जहाँ जाते हैं, वह स्वयं ही जाग्रत या सिद्ध नहीं हुआ करते। यह 
विशेषता केवल दश महाउपास्य विद्याओं में ही है कि वह सिद्ध तथा 
जाग्रत हैं। अनेकों उपासकों ने इनकी कृपा प्राप्त करके इनके दर्शन भी 
किये हैं। यह महाविद्यायें अपने हृदय में इतनी ममता रखती हैं कि 
साधक की लगन और श्रद्धानुसार स्वयं के प्रभाव शीघ्र व्यक्त कर दिया 
करती हैं जिस कारण व्यक्ति उत्साहित होकर आनन्द की कामना ही 
नहीं, भोग भी करने लग जाता है। यही वो महाविद्यायें हैं जो कि जीव 
को भोग और मोक्ष प्रदान किया करती हैं। 


१६ > दश महाविद्या तन्त्र सार x: 


दश का रहस्य 


संसार में दश दिशायें स्पष्ट हैं। इसी भाँति से दश की संख्या भी 
पूर्णत: पूर्ण ब्रह्म का सूचक हैं । 

किसी भी रहस्य का शुभारंभ शून्य से होता है, शून्य ! अर्थात्‌ आदि 
अन्त रहित संख्या, जिससे जुड़े उसे महान बना दे और स्वयं एक़ क्रम 
प्रवाहित कर दे''ऐसा है शून्य का स्वभाव । इसके बाद एक, दो, तीन से 
नौ तक की संख्यायें होती हैं । शून्य से ही सृष्टि होती है। जब कुछ नहीं 
था उस समय शून्य था। इस शून्य का अर्थ शून्य नहीं अपितु पूर्ण है। इसी . 
से नौ संख्याओं का विराट्‌ प्रस्तुत हुआ करता है। जो कि एक से नौ तक 
होता है। यही रहस्य क, च, ट, प, त, य, क्ष, त्र तथा ज्ञ का है क्योंकि 
यही आद्य अक्षर हैं । इन्हीं से अन्य शब्दों का प्रादुर्भाव हुआ करता है । प्रत्येक 
मनुष्य की देह पर नौ द्वार स्पष्ट हैं और दसवाँ द्वार अदृश्य है क्योंकि वह 
शून्य रूपी विराट्‌ है, जहाँ से समस्त संख्या-रूपी भावनाओं का श्रीगणेश 
हुआ करता है। शिरोमण्डल प्रदेश में शून्य सर्वदा कार्यरत है । 

दश महाविद्याओ का प्रथम दर्शन 

देवी पार्वती को आद्यभवानी माना जाता है । इनका पाणिग्रहण 
संस्कार देवाधिदेव महादेव के साथ इनकी अभिलाषानुसार हुआ था। 
पार्वती जनक दक्ष ने एक बार यज्ञ किया जिसमें उसने शिवजी को 
आमन्त्रित नहीं किया। पार्वती को इस यज्ञ की सूचना प्राप्त हुई तो उसने 
शिवजी से वहाँ चलने का विनम्र निवेदन किया । जिसे उन्होंने अस्वीकार 
कर दिया। अपने स्वामी की अभिलाषा वहाँ न जाने की समझकर पार्वती 
ने स्वयं के जाने की आज्ञा चाही तो शिव ने दक्ष के शत्रुतापूर्ण व्यवहार 
का ध्यान रखते हुये उन्हें पुन: मना कर दिया। अपने शब्दों की बारम्बार 
अवहेलना देखकर पार्वती ने कहा-- 


> दश महाविद्या तन्त्र सार ::: १७ 


“ततोऽहं तत्र यास्यामि, तदाज्ञापय वा न वा। 

प्राप्स्यामि यज्ञभागं वा नाशयिष्यामि व मरञ्रम्‌॥'' 

अर्थात्‌ आपकी आज्ञा हो या न हो किन्तु में वहाँ अवश्य जाऊँगी | 
वहाँ जाकर मैं यज्ञ अंश प्राप्त करूँगी अन्यथा यज्ञ नष्ट कर दूँगी । 

शिव के पुन: समझाने पर पार्वती क्रोधित हो उठी और उन्होंने 
रौद्र रूप ग्रहण कर लिया। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गये, अधर क्रोध 
से फड्फड़ाने लगे और तीव्र अट्टहास किया । 

कुछ स्मरण करके शिवजी ने उन्हें ध्यान से देखा तो पार्वती का 
शरीर क्रोधाग्नि से जल कर क्रमश: काला पड़ता जा रहा था। 

अपनी जीवन-संगिनी का यह भीषण रूप देखकर उन्होंने दूर 
चले जाना सम्भवत: उचित समझा होगा, अत: वहाँ से चले गये। वह 
कुछ दूर ही गये थे कि अपने समक्ष एक दिव्य स्वरूप देखकर अचम्भे 
में पड़ गये । तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने दाँये, बाँये, ऊपर तथा नीचे अर्थात्‌ 
सभी तरफ देखा तो प्रत्येक दिशा में एक विभिन्न देवीय स्वरूप देखकर 
स्तम्भित हो गये । सहसा उन्हें पार्वती का स्मरण हुआ और उन्होंने सोचा 
कि कहीं यह सती का प्रताप न हो। अत: उन्होंने कहा--' पार्वती ! क्या 
माया है ?'' 

अपने स्वामी का प्रश्‍न श्रवण करके पार्वती ने विनम्र भाव से 
बताया--''स्वामी! आपके समक्ष जो कुष्ण-वर्णा देवी स्थित है वह 
काली है। आपके ऊपर महाकाल स्वरूपिणी जो नील-वर्णा देवी हैं बह 
'तारा' है। आपके पश्चिम में श्याम वर्णा और कटे हुये शीश को उठाये 
जो देवी खड़ी हैं वह ' छिन्नमस्तिका' हैं। आपके बाँई तरफ देवी 
' भुवनेश्‍वरी' खड़ी हैं। आपके पृष्ठ पर शत्रु मर्दन करने वाली देवी 
“बगलामुखी ' खडी हैं । आपके अग्निकोण में ' विधवा रूपिणी- धूमावती ' 
खड़ी हैं। नेऋत्य कोण में देवी ' त्रिपुर सुन्दरी' खड़ी हैं। वायव्य कोण 
पर “मातंगी' खड़ी हैं। ईशान कोण पर देवी 'षोडशी' खड़ी हैं तथा 


१८ 4: दश महाविद्या तन्त्र सार ॐ 


‘shat’ रूपा होकर मैं स्वयं उपस्थित हूँ।'' 
यहीं पर शिवजी के द्वारा इनका महात्म्य पूछे जाने पर पार्वती ने 
बताया था--'इन सभी की पूजा अर्चना करने पर चतुर्वर्ग की अर्थात्‌ 
धर्म, भोग, मोक्ष तथा अर्थ की प्राप्ति हुआ करती है। इन्हीं की कृपा से 
षट्कर्मो की सिद्धि तथा अभीष्ट की उपलब्धि हुआ करती है।' 
शिवजी के निवेदन करने पर यह देवियों क्रमश: कालिका देवी 
में समा गयीं। 


कुल परम्परा 


दश महाविद्याओं की उपासना साधक अपनी-अपनी श्रद्धानुसार 
करते हैं परन्तु साधना में कुछ विशेष करने के लिये दीक्षा ली जाती है। 

दश महाविद्याओं से सम्बन्धित कोई भी दीक्षा दो विभिन्न खण्डों 
में विभाजित है। इन खण्डों को कुल कहते हैं। यह दो नामों से जाने 
जाते हैं जिन्हें 'कालीकुल' तथा ' श्रीकुल' कहते हैं । 

जो साधक भगवती काली, तारा तथा छिन्नमस्तिका की दीक्षा 
लेते हैं और उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, उन्हें *कालीकुल' के साधक 
माना जाता है। शेष सभी महाविद्याओं के-साधक ' श्रीकुल' के साधक 
माने जाते हैं । 


आद्या महादेवी 


अपने कुलानुसार दश महाविद्याओं की उपासना अपनी विभिन्नता 
को प्राप्त होती है। महाविद्याओं को आदि स्वरूप माना जाता है अर्थात्‌ 
जब कुछ नहीं था तब यह महादेवियाँ विद्यमान थीं । आदि का सूचक 
शून्य हुआ करता है। शून्य अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। यह शून्यरूपा शक्ति 
काली है। यही मूल तत्त्व है । महानिर्गुण स्वरूप होने के कारण इनकी 


`` उपमा अन्धकार से की जाती है। यह मूल तत्त्व महासगुण स्वरूप होने 


ॐ दश महाविद्या तन्त्र सार :: १९ 
के कारण सुन्दरी कहलाता है | 


“सा काली द्विविधा प्रोक्ता श्यामा रक्ता प्रभेदतः । 

श्यामा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता श्री सुन्दरि मता॥'' 

अर्थात्‌ जो काली देवी हैं वो श्यामा तथा रक्ता के भेद से दो रूपों 
में मानी जाती हैं। श्याम स्वरूप वाली देवी को 'काली' तथा रक्‍त 
स्वरूप वाली देवी को ' श्री सुन्दरी' कहते हैं । 

इसी देवी ने समूचे ब्रह्माण्ड का श्रीगणेश किया था और इसकी 
उत्पत्ति से पूर्व बह केवल स्वयं ही थी। इस आदि अन्त रहित सत्ता को 
कामकला तथा शृंगकला के नाम से भी जानते हैं । यही मूल शक्ति 
त्रिदेवो अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के प्रादुर्भाव का कारण है । इन्हीं से 
समस्त मरुदगण, गन्धर्व, अप्सरायें, किन्नरादि की रचना हुई है। समस्त 
दिशाओं में दृश्य तथा अदृश्य इन्हीं के द्वारा सृजित हुआ है। 


' “तदेतत्‌ सर्वाकार महात्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
त्व चाव च सर्व विश्व सर्वदेवताः ॥ 
इतरत्‌ सर्व महात्रिपुरसुन्दरीम्‌। 
सत्यमेकं ललिता55ख्यंबस्तु | 
तदद्वितीयम्‌ खण्डार्थ परब्रह्म॥'' 
अर्थात्‌ इस भाँति से महात्रिपुरसुन्दरी समस्त स्थूलों में अधिष्ठित 
है। मैं, तुम, देवतादि, समूची-सृष्टि, दृश्य अदृश्य सभी कुछ स्वयं 
महात्रिपुरसुन्द्री ही है। जो सत्य है, जो परब्रह्म तत्त्व है वह ललिता 
अर्थात्‌ महात्रिपुरसुन्दरी ही है। | 
भाँति से जल केवल जल होता है परन्तु गंगा का जल गंगा- 
अल, यमुना का जल यमुनाजल कहलाता है । इसी प्रकार शून्यरूपा मूल 


प्रकृति को भुवनेश्वरी, काली तथा सुन्दरी कहा जाता है । मूलत: यह 
सब एक हो है | 


२० >: दश महाविद्या तन्त्र सार > 


“sa नारायणी काली तारा स्यात्‌ शुन्यवाहिनी | 

सुन्दरीम्‌ रक्तकालीयं भैरवी नादिनी तथा ॥'' 

अर्थात्‌ जो नारायणी है वह काली ही है । यह काली, तारा रूप a 
शून्य में निवास करती है । रक्तकाली को सुन्दरी कहते हैं और फिर यही 
. शक्ति भैरवी नादिनी आदि स्वरूपों से जानी जाती हे । 


दश मडाविद्याओ को 
एक साथ पूजा कैसे डो? 


दश महाविद्या को उपासना भोगसिद्धियो के साथ जीवन्मुक्ति के 
लिए भी अचूक साधन हे। अत: यह आवश्यक है कि इनका पूजा- 
विधान तथा स्थापना-विधि विशेष रूप से समझ ली जाय | महाभागवत 
में नारद जी के प्रश्‍न करने पर महोदव जी ने देवपंचायतन के समान 
` दशायतन महाविद्या पूजा की विधि छियत्तरवें अध्याय में बतायी हे । 
उन्होंने कहा कि काली अथवा कामाख्या को केन्द्र मे रखकर काली के 
बायें भाग में तारा तथा दाहिने भाग में भुवनेश्वरी की प्रतिष्ठा करे । 
अग्निकोण में षोडशी तथा नेर्क्रत्य में भैरवी की स्थापना करे । वायव्य में 
छिन्नमस्ता तथा पीठ भाग में बगलामुखी को विराजमान करे ईशान 
कोण में त्रिपुरसुन्दरी, ऊध्वं भाग में मातंगी, पश्चिम में धूमावती की 
पूजा करे। इस महापीठ के नीचे महारुद्र तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं 
की उनकी शक्तियों के साथ प्रतिष्ठा करे। 


दगा महाविद्या 


ciot die 


9. काली 


प्रथम महाविद्या काली को आद्य महाविद्या भी कहा जाता है 
क्योंकि उपरोक्त वर्णन के अतिरिक्त भी इन्हें प्रथम स्थान दिया गया है । 
इन्हें भगवान विष्णु की योगनिद्रा भी कहते हैं। 

किसी भी महाविद्या को माया ग्रन्थों में तो उपलब्ध होती है परन्तु 
_ ग नास्तविक प्रादुर्भाव प्राय: लुप्त ही रहता है। इसी भाँति से काली 
“AS भी लुप्त है क्योंकि जब कोई नहीं था तब इन्हें कौन 
जानता ? कैसे जानता? इस पर भी कुछ प्राच्य विशारदों ने इनके ऊपर 
भिन्न-भिन्न डाली है, जो कि निम्नलिखित भाँति से अलग-अलग 


यह देवी नित्य और अजन्मा है तथापि देवकार्य सम्पन्न करने के 
निमित्त जब पह अभिन्न रूप से अवतरित होती है तब उसी रूप से जानी 
जाती है। कल्प के अन्त में जब समस्त सृष्टि एकार्णव में निमग्न हो रही 
थी तन भगवान विष्णु क्षीरसागर में, शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा का 
STA लेकर निद्रामग्न हो गये थे। ऐसे समय पर उनके कानों की मैल 
से दो भयानक असुर उत्पन्न हुये जो कि मधु तथा कैटभ के नाम से 
विख्यात हुये हैं। यह दोनों ही ब्रह्मा को खाने के लिये अग्रसर हुये। 
को नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा यह दृश्य देखकर विचलित हो 
उठे। उन्होंने भगवान को अत्यधिक पुकारा, परन्तु वह सोये रहे। तब 
उन्होंने आद्यभवानी की स्तुति की जिसके फलस्वरूप भगवान के नेत्र, 


ats महाविद्या सार x 
Be दश ह T द्या तन्त्र स र A 6 


मुख, नासिका, बाहु, हृदय तथा वक्षःस्थल से निकल कर काली जौ 
उनके समक्ष खडी हो गई | 


उनका मुखमण्डल काला हो 
वहा से तत्क्षण विकरालमुखी 
महर्षि वाल्मीकि ने 
है। इन्होंने एक और गुप्त रामायण 
कहते हैं। इसके अनुसार हुये भगवो 
राम मूच्छित हो जाते हैं। सीता Ta से युद्ध बल अतिशय 
क्रोध करने के कारण काली हो tei मृत हुआ समझ 
कर देती हैं। . हैं और सहस्तमुखी राव” 
इनके भव्य श्रीविग्रह आसाम दृष्टिंगोचर 


होते हैं। जालन्धर-पीठ पर "स 
' चामुण्डा देवी! 
नामक 


गया। ललाट पर भौंहे टेढी ही 


का स्वरूप है | 
क्रीं | क्री क्रीं at काली 
का हो हौ इह स्वा पिणे कालिके कहीं क 
कालीध्यानम्‌ 
कालिका दक्षिणा दह शी का 


सद्यश्छिन्नशिरः STN teen न्‌ 
अभयं वरदज्चैव ai Sli 


` इस विषय पर विस्तृत ज्ञान मेरी पुस्तक ' संकट मोचिनी कालिका सिद्धि | 


ॐ काली ॐ | 


महामेघप्रभां श्यामा तथा चैव दिगम्बरीम्‌। 
कण्ठावसक्तमुण्डालीगलद्रुधिरच्च्चिताम्‌ । 
कर्णावतंसनानीतशवयुग्मभयानकाम्‌ | 
घोरदंष्ट्राकरालास्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌। 
शवानां करसंघातेः कृतकाञ्चीं हसन्मुखीम्‌ । 
सुक्क च्छ टागलद्रकतधाराविस्फूरिताननाम्‌ । 
घोररावां महारोद्री श्मशानालयवासिनीम्‌। 
बालारकमण्डलाकारलोचनत्रितयान्विताम्‌ । 
दन्तुरां दक्षिणव्यापिमुक्तालम्बिकचोच्चयाम्‌। 
शवरूपमहादेवहदयोपरि संस्थिताम्‌। ` 
शिवाभिर्घोररावाभिश्चतुर्दिक्षु समन्विताम्‌। 
महाकालेन च समं विपरीतरतातुराम्‌। 
सुखप्रसन्नवदनां स्मेराननसरोरुहाम्‌॥ 
कालिकादेवी भयंकर मुखवाली, घोरा, खुले बालों वाली, चार 
हाथों से और मुण्डमाला से अलंकृत हैं। उनके बायीं तरफ के दोनों 
हाथों में तत्काल काटे गये शव का सिर एवं Gs और दक्षिण तरफ के 
दोनों हाथों में अभय और वरमुद्रा सुशोभित हैं। कण्ठ में मुण्डमाला है 
काले मेघ के समान श्यामवर्ण है, .दिगम्बरी है । कण्ठ में स्थित मुण्डमाला 
से टपकते हुए रुधिर से लिप्त शरीर वाली है । घोर दंष्ट्रा है करालवदना 
है और उन्नत पीनस्तन वाली हैं। उनके दोनों कानों में मृतक के मुण्ड 
भूषण रूप से शोभा पा रहे हैं। देवी की कमर में शव के हाथों की 
करधनी बिद्यमान है । वह हास्यमुखी हैं । उनके दोनों होठों से रुधिरधारा 
क्षरित हो रही है जिसके कारण हृदय कम्पित होता है। देवी घोर शब्द 
करने वाली हैं महाभयंकरी हैं और यह श्मशानवासिनी हैं । उनके तीनों 
नेत्र नवीन सूर्य के समान हैं । वह बड़े दाँत और लम्बे लहराते केशों से 
युक्त हैं । बह शवरूपी महादेव के हृदय पर स्थित हैं । उनके चारों ओर 


सार > 
र # दश महाविद्या तन्त्र स 


सहित विपरीत रता 
भीषण गीदडियाँ भ्रमण करती हैं । देवी महाकाल के सुहास्यवदना है यह | 
(अर्थात्‌ मैथुन) में आसक्त हैं। वह प्रसन्नमुखी सुहास्य 
समस्त कामनाओं की दात्री है। 


ये 
बीजन्ते मातरेतज्त्रिपुरहरवधु a पुरहरवधु त्रिःकृतं ara 
तेषां गद्यानि मुखकुहरादुल्लसन्त्येव | 
“ बान्तश्वाराश्वररुचिरुचिरे सर्व्व सिद ग जे मेघ के 
तुम्हारे देह की कान्ति 


हे महेश्वरी! तुम्हारे a दोनो कीती 
धोतर पाता है । घिरे 
भ 
पुरुष भी तुम्हारे “हूं” बीज को पवित्र अधवा 
में एक बार जप करने से विद्या और धन द्वारा सुर गुरु भुगु और 
क &/- हक. 
कर सकता है, इसमें सन्देह नहीं 


x काली x २७ 


द्वेष्टारंघ्नन्ति ते च त्रिभुवनमपि ते वश्यभावं नयन्ति 
सक्कद्वद्वास्त्रधाराद्वयधरवदने दक्षिणे कालिकेति॥ 
हे खुले एवं लहराते केशों वाली! तुम विश्वसंहर्ता काल के संग 
विहार करती हो। इसी कारण तुम्हारा नाम 'कालिका' है। तुम बाँये 
होकर दक्षिण में स्थित महादेव को पराजित करती हुई स्वयं निर्वाण का 
दान करती हो । इसी कारण ' दक्षिणा' नाम से तुम प्रसिद्ध हुई हो। तुमने 
प्रणवरूपी शिव का अपने महात्म्य से तिरस्कार किया है । तुम्हारे दोनों 
होठों से रुधिरधारा क्षरित होने के कारण तुम्हारा बदन परम शोभा को 
पाता है । जो तुम्हारे ' हीं हीं इन दोनों बीजों को जप करते हैं, बह शत्रुओं 
को पराजित कर त्रिभुवन को वशीभूत कर सकते हैं । अथवा जो इस मन्त्र 
को जपते हैं, बह शत्रुकुल को बशीभूत कर त्रिभुवन में विचरण किया 
करते हें । 
' उधूद्ववामे कुपाणं करतलकमले छिन्नमुण्डं तथाधः 
सव्ये चाभीर्वरञ्च त्रिजगदघहरे दक्षिणे कालिकेति | 
जप्त्वैतन्नामवर्ण तव मनुविभवं भावयन्त्येतदम्ब 
तेषामष्टौ करस्थाः प्रकटितवदने सिद्धयस्त्र्यम्बकस्य ॥ 
हे जगन्मातः ! तुम संसार के पापियों का पाप हरती हो । तुम्हारे 
Slat की पंक्ति महाभयंकर है । तुमने ऊपर के बाँये हाथ में खंग नीचे के 
बाँये हाथ में मुण्ड, ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे के 
दक्षिण हाथ में वर मुद्रा को धारण किया है। जो तुम्हारे नाम के स्वरूप 
'दक्षिणकालिके ' जपा करते हैं जो तुम्हारे स्वरूप का मनन किया करते 
हैं, उनके पास अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ उपस्थित हुआ करती हैं। 
ante वह्विसंस्थं विधुरति ललितं तत्त्रयं कूर्च्चयुग्मं 
लज्जाद्वन्द्रज्च पश्चात्स्मितमुखि तदधष्टद्वयं योजयित्वा 
मातर्ये ये जपन्ति स्मरहर महिले भावयन्ते स्वरूपं ते 
लक्ष्मीलास्यलीलाकमलदलद्शः कामरूपा भवन्ति ॥ 


२८ 
* दश महाविद्या तन्त्र सार >: 


हे स्मरहर की महिले! तुम्हारा श्रीमुखमण्डल मृदुः मधुर हार 


सर्वदा शोभित है, जो मनुष्य तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करते हुए तुम्हार 


तर (अर्थात्‌ कर क्री करी हूँ हूँ हो हों स्वाहा) का जप किया के 
भात्‌ कामदेव के समान मनोहर आकर्षण शक्ति की ग 


। उनके नेत्र कमल की के सदश लम्बी 
रमणीय होते हैं। लीला पद्म दल 


प्रत्येकं वा त्रयं वा इयमपि च परं बीजमत्यन्तगुह्ं 
SAT योजयित्वा सकलमपि सदा भाववन्तो 


। तेषां ेत्रारविन्दे कमला 
वकता ेत्रारविन्दे विहरति he 


है जग तिशवलसत्कपठपीनस्तनाको जगन्मातः | ote 
कार्य में नियुक्त righ oe त 
एुम्हारा कण्ठ मुण्डमाला के धारण 
ऊँचे र्ण से, पाता 
भक्ष पर पुष्ट ऊंचे स्तन शोभित हो Pal का री! जो 
CER ध्यान करते हुए “दि ' और ह. हे ee एव 
सत्र अथवा यह त्रिगुणित तीन अक्षर छन ईशो 
श्लोककथित SIR मत्र या ' वर्गार., वता में कहें a 
मत्र अथवा गुह्य बाइसाक्षर मंत्र मिलाकर कका उनके १% 
पद्मों में और सरस्वती जिह्वा 
गतासूनां बाहु प्रकरकृतकञ्चीपरिलस- 
_ न्नितम्बां दिग्वस्त्रां त्रिभुबनविधात्री त्रिनयनाम्‌॥ 
श्मशानस्थे तल्पे शबहदि नि 


गक महाकालसुरत- 
प्रसक्ता त्वा ध्यायज्जजननि जडचेत कविः ॥ 


सृष्टिकर्ती त्रिलोचना हो । तुम 
हो । तुम्हारे नितम्ब बाहुनिर्मित, कर काञ्ची से अलंकृत हँ । तुम श्मशान 


£ काली ॐ: २९ 


में स्थित शवरूपी महादेव के हृदय पर महाकाल के संग रति क्रीड़ा में 
रत हो । विषयमत्त व्यक्ति भी तुम्हारा इस प्रकार ध्यान करने से अलौकिक 
कवित्वशक्ति पाता है । 
शिवाभिर्घोराभिः शवनिवसमुण्डास्थिनिकरैः । 
परं संकीर्णायां प्रकटितचितायां हरवधूम्‌॥ 
प्रविष्टां सन्तुष्टासुपरि सुरतेनातियुवतीं। 
सदा त्वां ध्यायन्ति क्वचिदपि न तेषां परिभवः ॥ 
हे देवी! हे कालिके! तुम महादेव की प्रियतमा हो। तुम विपरीत 
बिहार में सन्तुष्ट होती हो। तुम नवयुवती हो। जिस स्थान में भयंकर 
शिवायें भ्रमण करती हैं तुम उसी शव मुंडों की अस्थियों से आच्छादित 
श्मशान में नृत्य किया करती हो। तुम्हारा इस प्रकार मनन करने से 
पराभव को प्राप्त नहीं होना पड़ता है। 
बदामस्ते किं वा जननि वयमुच्चैजैडधियो। 
न धाता नार्पाशो हरिरपि न ते वेत्ति परमम्‌॥ 
तथापि त्वद्भक्तिर्मुखरयति चास्माकमसिते | 
तदेततक्षन्तव्यं न खलु शिशुरोषः समुचितः ॥ 
हे जननी! जब म्रहादेव, ब्रह्मा और नारायण भी तुम्हारा परमतस्व 
नहीं जानते, तब मूढ़मति हम तुम्हारा तत्व किस प्रकार से वर्णन कर 
सकते हैं ? हम जो तुम्हारे विषय में प्रवृत्त हुए है । तुम्हारे प्रति भजन में 
हमारी उत्सुकता ही उसका कारण है। हमें अनधिकार विषय में उद्यम 
करता हुआ देखकर तुमको क्रोध उत्पन्न हो सकता है किन्तु मूर्ख सन्तान 
जानकर हमको क्षमा कर देना। 
समन्तादापीनस्तनजघनधृग्यौवनवती _ 
रतासक्तो नवतं यदि जपति भक्तस्तवममुम्‌॥ 
विवासास्त्वां ध्यायन्‌ गलितचिकुरस्तस्य वशगाः | 
समस्ताः सिद्धोधा भुवि चिरतरं जीवति कवि: ॥ 


£ काली ॐ ३१ 


समाराध्यामाद्यां हरिहरव्िरिञ्चादिविबुधेः | 

प्रसक्तोऽस्मि स्वैरं रतिरस महानन्दनिरताम्‌॥ 

हे जगदम्बे! तुम निरन्तर रति रस के आनन्द में निमग्न रहती हो । 
तुम्हीं सबको आदिस्वरूपिणी हो। अनेक मूढ़ बुद्धि मनुष्य अन्यान्य 
देवताओं की आराधना करते हैं किन्तु वे अवश्य ही तुम्हारे उस अनिर्वचनीय 
परम तत्व को नहीं जानते। उनके उपास्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि 
देवता लोग भी सदा तुम्हारी उपासना में ही लगे रहते हैं। 

धरित्री कीलालं शुचिरपि समीरोऽपि mr 

त्वमेका कल्याणी गिरिशरमणी कालि सकलम्‌ ॥ 

स्तुतिः का ते मातस्तवकरुणया मामगतिकं। 

प्रसन्ना त्वं भूया भवमनु न भूयान्मम जनुः॥ 

हे जननी! क्षिति, जल, तेज, वायु और आकाश यह पंचभूत भी 
तुम्हारे ही स्वरूप हैं । तुम्हीं भगवान्‌ महेश्वर की हृदय रंजिनी हो। तुम्हीं 
इस त्रिभुवन का मंगल करती हो। हे जननि! इस अवस्था में तुम्हारी फिर 
क्या स्तुति करू ? क्योंकि किसी विलक्षण गुण का आरोप न करके वर्णन 
करने की स्तुति कहते हैं। हे माता! तुम में कौन सा गुण नहीं है, जो 
उसको जान करके तुम्हारा स्तव न करूँ? तुम स्वयं जगन्मयी माता हो। 
तुम्हारे विषय में जो कीर्तन है वह सब तुम्हारे स्वरूप वर्णन पर आश्रित 
है। हे कृपामयी! तुम दया प्रकाश करके इस निराश्रय सेवक के प्रति 
सन्तुष्ट प्रसन्न हो तो फिर इस सेवक को संसार में पुनः जन्म लेना नहीं 
पड़ेगा। 

श्मशानस्थस्स्वस्थो गलितचिकुरो दिक्पटधरः। 

 सहस्त्रन्त्वर्काणां निजगलितवीर्य्येण कुसुमम्‌॥ 

जप्त्वत्प्रत्येकममुमपि तव ध्याननिरतो। 

महाकालि स्वैरं स भवति धरित्रीपरिवृढः॥ 

हे महाकालिके! जो मनुष्य श्मशान भूमि में वस्त्रहीन और बाल 


३२ दे दश महाविद्या तन्त्र सार # 


खोलकर > > >- स्वरूप का 
लकर यथाविधि आसन पर बैठकर स्थिर मन से तुम्हार “< a 
मनन/ ध्यान करते हुए तुम्हारे मन्त्र का जाप करता है, और अपन _ 
वीर्य में सहस्र आक के फूल एक-एक करके तुम्हारी gaan 


` निमित्त अर्पण करता है, वह सम्पूर्ण धरती का स्वामी होता हँ ' 


गृहे सम्मार्ज्जन्या परिगलितवीर्य्य fe चिकुर्र | 
समूल मध्याह्ने वितरति चितायां कुजदिने ! 
समुच्चार्य्य प्रेम्णा जपमनु सकृत कालि add! 
गजारूढो याति क्षितिपरिवृढः ` सत्कविवरः ! द्वारा 
है देवी! जो मंगलवार के दिन मध्याह काल के समय कची 


श्रृंगार किये गृहणी वाले कंघी के समूल केश लेकर पूर्व वर्णित तुम्हा 
जिस किसी एक मन्त्र का जप करता हुआ तुम्हें भक्ति 
सामग्री चिताग्नि में 


ल होकर 
अपण करता है, वह धरा का अधीश्वर 
निरन्तर हाथी पर Pia 


ee देकर विचरण करने में समर्थ होता है और arene? 
Oot को प्रधानता को प्राप्त होता है। 


पुरो कुसुमधनुषो मंदिरमहो ! 
हो यवत, याद जपति eee! 
नदीनः पर्यन्ते कवित्वामृतनदी ! 
हे जगन्मात. । परमपदलीनः प्रभवति !! को 
अभिमुख करके अन्त्रा छ? यदि स्वयं फलों से रंजित 
किसी एक मन्त्र के सहित तुम्हारा ध्यान करता-करता में 
जाता है... तो वह कवित्व रूपी नदी के सम्म 
देहान्त के समय और महेन्द्र की वर्ह 


समानता प्राप्त कर लेता है | 
है तो यह विचित्र बात नहीं । कमल में लीन होकर मुवित प्राप्त कता 
त्रिपञ्चारे 


महाकालेन चचक | 
| 


४: काली ॐ 33 


महासक्तो नक्तं स्वयमपि रतानन्दनिरतो। 

जनो यो ध्यायेत्त्वामयि जननि स स्यात्स्मरहरः॥ 

है जगन्मातः ! तुम्हारे मुखमण्डल पर मृदु हास्य विराजित है । तुम 
सदा शिव के संग विहार अनुभव करती हो। जो साधक रात्रि में अपना 
विहार सुख अनुभव करता हुआ शव हदय रूप आसन पर पाँच दशकोण 


युक्‍त तुम्हारे यंत्र में तुम्हारा पूर्वोक्त प्रकार से ध्यान करता है, यह शीघ्र 
शिवत्व का लाभ प्राप्त करता है । 


सलोमास्थि स्वैरं पललमपि मार्ज्जारमसिते। 
परञ्चौष्ट्र मेषं नरमहिषयोश्छागमपि वा॥ 
बलिन्ते पूजायामपि वितरताँ मर्त्यवसतां। 
सेता सिद्धि: सर्व्वा प्रतिपदमपूर्व्वा प्रभवति ॥ 

माँस ८ ननी! पृ थ्वीवासी साधकगण यदि तुम्हारी पूजा में बिल्ली का 
अस्थियों ' को माँस, नरमाँस, महिषमाँस अथवा छाग माँस 'रोमयुक्त और 
विषय सिद्ध सहित अर्पण करें, तो उनके चरण कमल में आश्चर्य भरे 
होकर विराजित होते हैं। 


द लक्षं मन्त्रं प्रजपति हविष्याशनरतो। 


पर मातर्युष्मच्चरणयुगलध्याननिपुणः ॥ 
परे नक्तं नग्नो निधुवनविनोदेन च मनुं। 
जनो लक्षं स स्यात्स्मरहरसमान, क्षितितले ॥ 
हे जगन्मात:! जो इन्द्रियों को अपने वशीभूत रखकर हविष्य 
भोजनपूर्वक प्रात:काल से दिन के दूसरे प्रहर तक तुम्हारे दोनों चरणों में 
गवते जप करते हैं, और पशु भाव से एक लाख जप का 
3 परण करते हैं, अथवा जो साधक रात्रि काल में नग्न और रति में 
लीन होकर बीरसाधनानुसार एक लाख जप का पुरश्चरण करते हैं, यह 
दोनों प्रकार के साधक पृथ्वी तल में स्मरहर शिव के समान होते हैं। 


ॐ दश महाविद्या तन्त्र सार ::: 


se स्तोत्र मातस्तवमनुसमुद्धारणजपः | 
स्वरूपाख्यं पादाम्बुजयुगलपूजाविधियुतम्‌॥ 
निशाद्धं वा पूजासमयमधि वा यस्तु पठति। 
प्रलापे तस्यापि प्रसरति कव्रित्वामृतरसः॥ 
हे जननी! मेरे द्वारा वर्णित इस स्तव में तुम्हारे मन्त्र का उद्धार और 
तुम्हारे स्वरूप का वर्णन हुआ है । तुम्हारे चरण कमल को पूजा विधि का 
भी विधान इसमें व्यक्त किया है। जो साधक निशा द्विपहर काल में 
| अथवा पूजा काल में इस स्तव को पढ़ता है, उसकी अनर्थक वाणी भी 
कवित्व सुधारस को प्रवाहित करती है । 
कुरंगाक्षौवृन्दं तमनुसरति प्रेमतरलं । 
वशस्तस्य क्षोणी पतिरपि कुबेरप्रतिनिधिः॥ 
रिपुः कारागारं कलयति च तत्केलिकलया। 
चिरं जीवन्मुक्तः स भवति च भक्तः प्रतिजनुः ॥ 
एग के समान नेत्रों वाली नारियाँ इस स्तव को पढ्ने वाले साधक 
को प्रिय जानकर उसकी अनुगामिनी होती हैं । कुनेर के समान राजा भी 
उसके वश में रहते हैं । उस साधक के शत्रुगण कारागार में बन्द होते है । 
वह साधक प्रत्येक जन्म में जगदम्बिका का परम भवत होता है। वह 
सर्वदा महाआनन्द से विहार करता हुआ अन्त में मोक्ष को प्राप्त करता 


है । 


९) 
> 


x काली ॐ २५ 
जळान्मंठाल कालीकवचम्‌ 


भैरव्युवाच 


कालीपूजा श्रुता नाथ भावाश्च विविधः प्रभो। 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्वसूचितम्‌॥ 

त्वमेव शरणं नाथ त्रापि मां दुःखसंकटात्‌। 

त्वमेख स्त्रष्टा पाता च संहर्ता च त्वमेव हि॥ . 

भैरवी ने पूछा-हे नाथ! हे प्रभो! मैंने काली पूजा और उसके 

विविध भाव सुने । अब पूर्व में व्यक्त किया कवच सुनने की इच्छा हुई 
है, उसका वर्णन करके मेरी दुःख संकट से रक्षा कीजिये। आप ही सृष्टि 
की रचना करते हो, आप ही रक्षा करते हो और आप ही संहार करते हो । 
हे नाथ! तुम्हीं मेरे आश्रय हो। 


भैरव उवाच 
रहस्यं शृणु वक्ष्यामि भेरवि प्राणवल्लभे। 
श्रीजगन्मंगलं नाम कवचं मंत्रविग्रहम्‌। 
पठित्वा धरयित्वा च त्रेलोक्यं मोहयेत्‌ क्षणात्‌॥ 
भैरव ने कहा-हे प्राण वल्लभे! ' श्रीजगन्मंगलनामक' कवच 
कहता हूँ। सुनो! इसका पाठ करने अथवा इसे धारण करने से शीघ्र 
त्रिलोकी को मोहित किया जा सकता है। | 
नारायणोऽपि यद्धुत्वा नारी भूत्वा महेश्वरम्‌। 
योगेशं क्षोभमनयद्यद्धत्वा च gE: | 
वरवृप्तान्‌ जघानैव रावणादिनिशाचरान्‌॥ 
'नारायण ने इसको धारण करके नारी रूप से योगेश्वर शिव कोर 
मोहित किया था। श्रीराम ने इसी को धारण करके रावणादि राक्षसो का 
संहार किया था । 


- ३६ # दश महाविद्या. तन्त्र सार ४: 


यस्य प्रसादादीशोऽहं त्रैलोक्यविजयी प्रभुः | 
धनाधिपः कुबेरोऽपि सुरेशोऽभूच्छत्रीपतिः | 
एवं हि सकला देवाः सर्व्वसिद्धीश्वराः प्रिये ॥ 
हे प्रिये! इसके ही प्रसाद से मैं त्रैलोक्यजयी हुआ हूँ। कुबेर 
इसके प्रसाद से धनाधिप हुए हैं | शचीपति सुरेश्वर और सम्पूर्ण देवतागण 
इसी के प्रभुत्व से सर्वसिद्धिश्वर हुए हैं। | 
श्रीजगन्मंगलस्यास्य कवचस्य ऋषिश्शिवः | 
oun च कालिका दक्षिणेरिता ॥ 
. जगता दुष्टानिग्रहे भुक्तिमुक्तिषु | 
योषिदाकर्षणे चैव विनियोग: प्रकीर्त्तितः ॥* 
इस कवच के ऋषि शिव, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता दक्षिण pei 
न र मोहन दुष्ट निग्रह भुक्तिमुवित और योषिदाकर्षण के लिए वि 
| 


शिरो मे कालिका पातु क्रीकारैकाक्षरी परा। 
क्री क्रो क्री मे ललाटञ्च कालिका खंग धारिणी ॥ 
हैं इ पातु नेत्रयुग्म हीं हों पातु श्रुती मम! 
दक्षिणा कालिका पातु घाणयुसम॑ महेश्वरी ॥ 
.. क्रों क्रों क्रो रसनां पातु हुं हुं पातु कपोलकम 
बदन सकलं पातु हीं हीं स्वाहा ॥ 
कालिका और क्रींकारा मेरे मस्तक की ही क्री क्री और खंगधारिणी 
कालिका मेरे ललाट की, हुँ हुं दोनो नेत्रों की हीं हीं मेरे कर्म को 
दक्षिण कालिका दोनों नासिकाओ को द्र क “म मेरी जीभ की, 5 5 


a पु और हीं हीं स्वाहा स्वरूपिणी महाकाली मेरी सम्पूर्ण देह 


* इसे विनियोग मन्त्र कहते हैं। प्रत्येक जपादि के अपने-अपने विनियोग होते हैं! 


अ काली ॐ . रे 


द्वाविंशत्यक्षरी स्कन्धौ महाविद्या सुखप्रदा। 

खंगमुण्डधरा काली सर्व्वागमभितोञ्वतु ॥ 

क्रों हुं हीं त्र्यक्षरी पातु चामुण्डा हदयं मम। 

हे हुं ओं ऐं ergs Et फट्‌ स्वाहा ककुत्स्थलम्‌॥ 

अष्टाक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सकर्त्तका। 

क्रों क्रों हुं हुं St हीं करौ पातु षडक्षरी मम॥ 

बाईस अक्षर को गुह्य विद्या रूप सुखदायिनी महाविद्या मेरे दोनों 
स्कन्धों की, खंगमुण्डधारिणी काली मेरे सर्वांग को, क्रीं हुं हीं. चामुण्डा 
मेरे हृदय को, ऐं हुं ओं ऐं मेरे दोनों स्तनों की, हीं फट्‌ स्वाहा मेरे कन्थों 
को एवं अष्टाक्षरी महाविद्या मेरी दोनों भुजाओं की और क्रों इत्यादि 
षड़क्षरी विद्या मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें । 


क्रों नाभिं मध्यदेशञ्च दक्षिणा कालिकाऽवतु। 

क्रों स्वाहा पातु पृष्ठन्तु कालिका सा दशाक्षरी॥ 

हीं क्रो दक्षिणे कालिके हूं हीं पातु कटीद्वयम्‌। 

काली दशाक्षरी विद्या स्वाहा पात्रुयुग्मकम्‌। 

३% हां क्रों मे स्वाहा पातु कालिका जानुनी मम॥ 

कालीहन्नामविद्योयं चतुर्वर्गफलप्रदा । 

क्रों मेरी नाभि को, दक्षिण कालिका मेरे मध्य, क्रीं स्वाहा और 
दशाक्षरी विद्या मेरी पीठ की, हौं क्रां दक्षिणे कालिके हुं हीं मेरी कटि 
को, दशाक्षरीविद्या मेरे ऊरुओं की और ओउम्‌ हीं क्रीं स्वाहा मेरी जानु 
की रक्षा करें। यह विद्या चतुर्वर्गफलदायिनी है । 


क्रों हीं हीं पातु गुल्फं दक्षिणे कालिकेऽवतु। 

क्रीं हुँ हीं स्वाहा पदं पातु चतुर्दशाक्षरी मम॥ | 

क्रो हीं हीं मेरे गुल्फ को, क्रों हु हीं स्वाहा और चतुर्दशाक्षरीविद्या 
मेरे शरीर की रक्षा करें। 


३८ >% दश महाविद्या तन्त्र सार > 


खंगमुण्ड धरा काली वरदा भयवारिणी। 

विद्याभिःसकलाभि: सा सर्व्वागमभितो5वतु ॥ 

खंग मुण्डधरा वरदा भवहारिणी काली सब विद्याओं के सहित 
मेरे सर्वांग की रक्षा करें। 


काली कपालिनी कुल्वा कुरुकुल्ला विरोधिनी । 
विप्रचित्ता तथोग्रोग्रप्रभा दीप्ता घनत्विषः ॥ 
नीला घना बालिका च माता मुद्रामिता च माम्‌। 
एताः सर्व्वाः. खगधरा मुण्डमालाविभूषिता :॥ 
रक्षन्तु मां दिक्षु देवी ब्राह्मी नारायणी तथा। 
माहेश्वरी च चामुण्डा कौमारी चापराजिता ॥ 
वाराही नारसिंही च. सर्व्वाश्‍चामितभूषणा: | 
haat Bl स्वायुधैर्दिक्ष मां विदिक्षु यथा तथा॥ 
Mi › चामुण्डा, कुमारी, अपराजिता, वह 
दिक्‌ विदिक्‌ की सर्दा सर्व — कल 
Pala, कवचं pee aris 
त्रैलोक्याकर्षण नाम महामंत्रौघविग्रहम्‌॥ 


कहा गया है। इसके द्वारा त्रिभुवन आकर्षित होता है। गुरु की पूजा 
के पश्चात्‌ इस कवच को ग्रहण करना चाहिये । इसका एक बार या तीन 
बार अथवा यावज्जीवन पाठ करें। | 


ee ME 


४: काली ॐ ३९ 


एतच्छतार््द्मावृत्य त्रैलोक्यविजयो wad 
त्रैलोक्यं क्षोभयत्येब कवचस्य प्रसादतः। 
महाकविभविन्मासात्सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ 
इसकी पचास आवृत्ति करने से त्रैलोक्य विजयी हो सकता है । 
इस कवच के प्रसाद से त्रिभुवन क्षोभित होता है । इस कवच के प्रसाद 
से एक मास में सर्व्वसिद्धीश्वर हुआ जा सकता है। 
पुष्पाञ्जलीन्‌ कालिकायैमूलेनैव पठेत्‌ सकृत्‌। 
शतवर्षसहस्त्राणां पूजायाः फलमाप्नुयात्‌॥ 
मूल मन्त्र द्वारा कालिका को पुष्पाञ्जलि देकर इस कवच का एक 
पाठ करने से शतसहस्त्रवार्षिकी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है । 
भूज्जे विलिखित्तञ्चैव स्वर्णस्थं धारयेद्यदि। 
शिखायां दक्षिणे बाहौ कण्ठे वा धारयेद्यदि॥ 
त्रैलोक्यं मोहयेत्‌ क्रोधात्‌ त्रैलोक्यं चूर्णयेत्क्षणात्‌। 
wera जीवत्सा भवत्येव न संशयः॥ 
भोजपत्र अथवा स्वर्णपत्र पर यह कवच लिखकर सिर व दक्षिण 
हस्त या कण्ठ में धारण करने से धारक त्रिभुवन मोहित या चूर्णकृत 
करने में समर्थ हो जाता है । नारी जाति बहुत सन्तान देने वाली और जीव 
वत्सा होती है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। 
न देयं परशिष्येभ्यो ह्यभक्तेभ्यो विशेषतः। 
भक्तियुक्तेभ्यम्चान्यथा मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥ 
स्पर्द्धामुद्धूय कमला वाग्देवी मंदिरे - मुखे। 
पौत्रान्तस्थैय्यमास्थाय निवसत्येव निश्चितम्‌॥ 
अभक्त अथवा परशिष्य को यह कवच प्रदान न करें। केवल 
भक्ति युक्त अपने शिष्य को ही दें। इसके अन्यथा करने से मृत्यु के मुख 
में गिरना होता है। इस कवच के प्रसाद से लक्ष्मी निश्चल होकर साधक 
के घर में और सरस्वती उसके मुख में वास करती है । 


१४० % दश महाविद्या तन्त्र सार ४: 


इदं कवचमञ्चात्वा यो जपेत्कालिदक्षिणाम्‌। 

शतलक्षं प्रजप्यापि तस्य विद्या न सिध्यति 

स शस्त्रघातमाप्नोति  सोऽचिराम्मृत्युमाण्तुयात्‌॥ 

इस कवच को न जानकर जो पुरुष काली मन्त्र का जाप 'करता है 
वह सौ लाख जपने पर भी उसकी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है और 
वह पुरुष शीघ्र ही शस्त्राघात से प्राण त्याग्र करता है। 


७ 


दशा महाविद्या 


dot सार 


क. तारा 


जब काली ने नीला रूप ग्रहण किया तो वह तारा कहलाई। यह 
देवी तारक है अर्थात्‌ मोक्ष देती हैं । अत: इन्हें तारा कहते हें । उपासना 
करने पर यह देवी वाक्य सिद्धि प्रदान करती है, अतः इन्हें नील- 
सरस्वती भी कहते हैं । यह भी मान्यता है कि हयग्रीव का वध करने के 
लिये देवी ने नीला विग्रह ग्रहण किया था। यह शीघ्र प्रभावी हैं अतः 
इन्हें उग्रा भी कहते हैं । उग्र होने के कारण इन्हें उग्रतारा भी कहा जाता 
है । भयानक से भयानक संकटादि में भी अपने साधक को यह देवी 
सुरक्षित रखती है अत: इन्हें उग्रतारिणी भी कहते हैं। कालिका को भी 
उग्रतारा कहा जाता है | इनका उग्रचण्डा तथा उग्रतारा स्वरूप देवी का ही 
स्वरूप है । तारा रूपी द्वितीय महाविद्या अपने साधको पर अत्यधिक 
शीघ्रता से प्रसन्न होकर एक ही रात्रि में दर्शन भी दिया करती हैं । इनका 
भव्य श्रीविग्रह भारत में जालन्धर-पीठ के कांगड़ा नामक स्थान पर 
“वज्रेश्वरी देवी' के नाम से शोभायमान है। 


लारामंत्र 
भगवती तारा के आजकल तीन मन्त्र विशेष प्रचलन में हैं जो कि 
निम्नलिखित हैँ-- 
१. हीं स्त्री | फट्‌। 
२. श्रीं हीं स्त्रीं हूं फट्‌ । 


४४ * दश महाविद्या तन्त्र सार # 


३. ॐ हों स्त्रीं हूं wan 
ऊपर तीन प्रकार के मन्त्र कहे गए हैं, साधक आपनी सुविधा * 
अनुसार इनमें से चाहे जिस मन्त्र के जप से उपासना कर सकता है! 


| ताराध्यान्‌. 
प्रत्यालीढपदां घोरां मुण्डमालाविभूषितास्‌। 
नवयौवनसम्पन्नां पञ्चमुद्राविभूषिताम्‌ 


| Fer, छ 
क नसुण्डयाला र के वीर पद से ३, भीमा 
है, व्याघ्रचर्म्म- पहिनने चाली हे है, सर्वा a — भूषित है, 
चतुर्भजा है ।इनकी चलायमान जिला हे पिक है. पंचसु  वरदायिनी 
भी है। इनके दक्षिण दोनों हाथों मे खु, हि महाभीमा है और जनों हाथों 

में कपाल और उत्पल विद्यमान | और कैंची तथा वाम नो हुना 
| नेत्रों में तरुण सूर्य के समान इनकी जटा पिंगलवर्ण की ६ 


रक्त x 
है, घोर द्ष्ट्रा है, कराला है, स्म हँ।यह जलती हुई चिता में FE 


यह 
प्रकार के अलंकारों से अलंकृत है एवं यरे सी हास्यमुखी है। य 
श्वेत पद्म पर स्थित हैं। 


४ तारा > Sy 
तारा-स्तोज्र 


तारा च तारिणी देवी नागमुण्डविभूषिता । 

ललज्जिह्वा नीलवर्णा ब्रहारूपधरा तथा॥ 

नामाष्टक मिदं स्तोत्रं य पठेत्‌ शृणुयादपि। 

तस्य सर्व्वार्थसिद्द्धिः स्यात्‌ सत्यं सत्यं महेश्वरि॥ 

तारा, तारिणी, नागमुण्डों से विभूषित, चलायमान जिह्वा वाली, 
नील वर्ण वाली, ब्रह्म रूपधारिणी है। यह नागों से अंचित कटी और 
नीलाम्बर धरा है । यह अष्टनामात्मक ताराष्टक स्तोत्र का पाठ अथवा 
श्रवण करने से सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है । 


o 


SE > दश महाविद्या तन्त्र सार > 


diei-@m@dd 


Aza sar 


दिव्यं हि कवचं देवि तारायाः सर्व्वकामदम्‌। 

शृणुष्व परमं तत्तु तव स्नेहात्‌ प्रकाशितम्‌ । 

भैरव ने कहा हे देवी! तारा देवी का दिव्य कवच सर्वकामप्रद 
और परम श्रेष्ठ है । तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण ही उसको कहता हूँ । 


अक्षोभ्य ऋषिरित्यस्य छन्तस्त्रिष्टुबुदाहतम्‌। 
तारा भगवती देवी मंत्रसिद्धौ प्रकीर्त्तिंतम्‌॥ 
इस कवच के ऋषि अक्षोभ्य, छंद, त्रिष्टुपू, देवता भगवती ताण 
और मन्त्र सिद्धि के निमित्त इसका विनियोग है। 
ओंकारो मे शिरः पातु ब्रह्मरूपा महेश्वरी | 
: पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी 


SIR: पातु बदने लज्जारूपा महेश्वरी ! 
हुङ्कार पातु ह्द्ये तारिणी शाक्तिरूपधक्‌ ॥ 


) लज्जा 
रूप धारिणी तारिणी मेरे सारम > छ 
eae पातु सर्व्वांगे सर्वसिद्द्धि फलप्रदा ' 
खवा मा पातु देवेशी गण्डयुग्मे भयापहा ll 

सदा स्कन्धयुग्मे पातु महेश्वरी । 


> तारा =: ४७ 


पीनोन्नतस्तनी पातु पार्श्वयुग्मे महेश्वरी। 
रक्‍तवर्क्तुलनेत्रा च कटिदेशे सदावतु॥ 
ललज्जिह्वा सदा पातु नाभो मां भुवनेश्वरी । 
करालास्या सदा पातु लिंग देवी हरप्रिया॥ 
पीनोन्नतस्तनी महेश्वरी मेरे दोनों पार्श्व की, रक्‍त गोल नेत्र वाली 
मेरी कटि की, ललजिह्वा भुवनेश्वरी मेरी नाभि की और कराल वदना 
हरप्रिया मेरे लिंग की सदा रक्षा करें । 
विवादे कलहे चैव अग्नौ च रणमध्यतः। 
सर्व्वेदा पातु मां देवी झिण्टीरूपा वृकोदरी॥ 
झिण्टी रूपा वृकोदरी देवी विवाद एवं कलह में, अग्नि मध्य और 
रण में सदा मेरी रक्षा करें । 
सर्व्वदा पातु मां देवी स्वर्गे मर्त्ये रसातले। 
सव्वास्त्रभूषिता देवी सर्व्ददेवप्रपूजिता॥ 
क्रों क्रीं हुं हुं फट्‌ २ पाहि पाहि समन्ततः॥ 
सब देवताओं से पूजित सर्वास्त्र से विभूषित महादेवी मेरी स्वर्ग 
लोक, मर्त्य लोक और रसातल लोक में मेरी रक्षा करें। wT क्रं हुं हु 
फट्‌ फट्‌ बीज मन्त्र मेरी सब तरफ से रक्षा करें। 
कराला घोरदशना भीमनेत्रा वृकोदरी। 
अडइहासा महाभागा विघूर्णितत्रिलोचना। 
लम्बोदरी जगद्धात्री डाकिनी योगिनीयुता। 
लज्जारूपा योनिरूपा विकटा देवपूजिता॥ 
पातु मां चण्डी मातंगी ह्याग्रचण्डा महेश्वरी ॥ 
महाकराल घोर दाँतों वाली भयंकर नेत्र और भेडिये के समान 
उदर वाली, जोर से हँसने वाली, महाभाग वाली, घूर्णित नेत्र वाली, 
लम्बायमान उदर बाली, जगत्‌ की माता, डाकिनी योगिनियों से युक्त, 
लज्जारूप, योनिरूप, विकट तथा देवताओं से पूजित, उग्रचण्डा, महेश्वरी 


४८ > दश महाविद्या तन्त्र सार # 


मातंगी मेरी सर्वदा रक्षा करें । ७ 
जले स्थले चान्तरिक्षे तथा च शत्रुमध्यतः । 
सर्व्वतः पातु मां देवी खड्गहस्ता जयप्रदा॥ _ 
खंग हाथ में लिये जय देने वाली देवी मेरी जल में, स्थल में, 
शून्य में; शत्रु मध्य में और अन्यान्य सब स्थानों में मेरी रक्षा करे । 
कवचं प्रपठेद्यस्तु धारयेच्छुणुयादपि । 
न विद्यते भयं तस्य त्रिषु लोकेषु पार्व्वति॥ | 
जो साधक इस कवच का पाठ करते हैं या धारण करते हैं या 
सुनते हैं, हे पार्वती! तीनों लोकों में कहीँ भी उनको भय नहीं सता 


सकता। 
७) 
=~. 


SS ८७० ६९३ 
vay J 4/ }} 

//5000//000 = ८ Fa 
i 1111/000#910/०० ०५७७ ७ ७४५७ ०४५ ८५७ 


se शर 


5 
=} 
7 
[| 


३. षोडळरी (लल्रितए 


यह देवी कालिका को ही भाँति सिद्धियो को दात्री है और इनकी 
कृपा से ही साधकों को प्राय: सिद्धि मिला करती है। इन्हें श्री विद्या भी 
कहते हैं। मूलतः आदि-भवानी के अनन्त नाम तथा स्वरूप हैं, परन्तु 
इनका परम तेजस्वी रूप तथा अभिन्न परिचय केवल इतना है कि आद्य 
महादेवी अपने दो Yel से प्रकट होती है जो कि श्यामवर्णा तथा रक्त 
वर्णा है। श्यामवर्णा होकर यही देवी काली तथा रक्त AM होकर यही 
महाविद्या षोडशी कहलाती हे | 


एक समय को बात है कि आगस्त्य मुनि समस्त Wel का दर्शन 
करने के हेतु निकले तो मध्य मार्ग में उन्होंने असंख्य जीदों को aq 


से कातर होकर जीवन यापन करते हुये देखा। उनकी दुःखद स्थिति 

को देखकर उनके हृदय में करुणा का उदय हुआ । अपने अगले it 
में काँचीपुर नामक स्थान पर उन्होने महाविष्णु की तपस्या bathe a 
प्रसन्न किया, जिस कारण वह प्रत्यक्ष हुये। उन्हें संतुष्ट एवं प्रसन्न 
जानकर मुनि ने कहा-- प्रभु! जगत में समस्त जीन दु:ख से 


जीवन हे व्याकुल 
होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया उनके उद्धार का 


उपाय 
कीजिये ।'' " 


मुनि के शब्द सुनकर महाविष्णु ने उन्हें एक स्थूल प्रतिमा 
हे 1 प्रदान 
को तथा उसके विषय में भी उन्हें बताया। इसका सविस्तार ती 
प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने अंशभूत हयग्रीव को नियुक्त किया 


२० * दश महाविद्या तन्त्र सार ॐ 


हे हरमहिले ! जो पुरुष नग्न और मुक्तकेश होकर, पुष्ट और ऊँचे 
पीन कुम्भ स्तन वाली युवती नारी के साथ रति क्रीडा करते समय 
तुम्हारा मनन करते हुए तुम्हारे मन्त्र का जप करते रहते हैं, वह सरस्वती 
को कृपा से कवित्व की शक्तियुक्त होकर बहुत कालपर्यन्त पृथ्वी पर 
रहते हैं और सम्पूर्ण अभीष्ट उसको प्राप्त होता है । 


cid सुस्थीभूतो जपति विपरीतो यदि सदा । 
न्य त्वा व्यायन्नतिशयमहाकालसुरताम्‌ rT 1 
तदा तस्य क्षोणीतलविहरमाणस्य हाकालसुरता 


कराम्भोजे वश्या: स्मरहरबधु सिद्धिनिवहा निवहाः il 


अतस्त्वां धातापि 
महेशोऽपि प्रायः सकलमपि i, ` श्रीपतिरचि 
हे जगन्मातः ! तुम से ही चराचर उत्पन्न 
हुए हैं, अतएव तुम्हीं सृष्टिकर्ता “aan र सस्र ae को 
पालती हो, अत: तुम्हीं नारायण हो | a 
तुम से ही लय को प्राप्त होता है । अत: तुम्हा महे फै समय इ 
यही समझा जाता है कि तुम्हारे पति होने के कारण : हा हलक प्रलय 
काल में लय को प्राप्त नहीं होते हैं। = 


अनेके सेवन्ते भवदधिकगीर्व्वाणनिवहान्‌ । 


विमूढास्ते मातः किमपि न हि जानन्ति | ea: 


$ काली > ३१ 


समाराध्यामाद्यां हरिहरविरिञ्चादिविबुधे: । 
प्रसक्तोऽस्मि स्वैरं रतिरस महानन्दनिरताम्‌॥ 
हे जगदम्बे ! तुम निरन्तर रति रस के आनन्द में निमग्न रहती हो । 
तुम्हीं सबकी आदिस्वरूपिणी हो। अनेक मूढ़ बुद्धि मनुष्य अन्यान्य 
देवताओं की आराधना करते हैं किन्तु वे अवश्य ही तुम्हारे उस अनिर्वचनीय 
परम तत्व को नहीं जानते। उनके उपास्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव इत्यादि 
देवता लोग भी सदा तुम्हारी उपासना में ही लगे रहते हैं। 
धरित्री कीलालं शुचिरपि समीरोऽपि गगनं। 
त्वमेका कल्याणी गिरिशरमणी कालि सकलम्‌॥ 
स्तुतिः का ते मातस्तवकरुणया मामगतिकं। 
प्रसन्ना त्वं भूया भवमनु न भूयान्मम जतुः ॥ 
हे जननी! क्षिति, जल, तेज, वायु और आकाश यह पंचभूत भी 
तुम्हारे ही स्वरूप हैं । तुम्हीं भगवान्‌ महेश्वर की हृदय रंजिनी हो। तुम्हीं 
भुवन का मंगल करती हो। हे जननि! इस अवस्था में तुम्हारी फिर 
क्या स्तुति करूं? क्योंकि किसी विलक्षण गुण का आरोप न करके वर्णन 
करने की स्तुति कहते हैं। हे माता! तुम में कौन सा गुण नहीं है, जो 
उसको जान करके तुम्हारा स्तव न करूँ ? तुम स्वयं जगन्मयी माता हो। 
तुम्हारे विषय में जो कीर्तन है वह सब तुम्हारे स्वरूप वर्णन पर आश्रित 
है। हे कृपामयी! तुम दया प्रकाश करके इस निराश्रय सेवक के प्रति 
हक प्रसन्न हो तो फिर इस सेवक को संसार में पुनः जन्म लेना नहीं 
पड़ेगा। | | 
श्मशानस्थस्स्वस्थो _गलितचिकुरो दिक्पटधरः | 
 सहरून्त्वर्काणां निजगलितवीर्य्येण कुसुमम्‌॥ 
जपंस्त्यत्प्रत्येकममुमपि तव ध्याननिरतो। 
महाकालि स्वैरं स भवति धरित्रीपरिवृढः ॥ 
हे महाकालिके! जो मनुष्य श्मशान भूमि में वस्त्रहीन और बाल 


= # दश महाविद्या तन्त्र सार # 
खोलकर यथाविधि आसन पर बैठकर स्थिर मन से तुम्हारे pdr 
मनन/ ध्यान करते हुए तुम्हारे मन्त्र का जाप करता है, आर अपने क 
वीर्य में सहस्त्र आक के फूल एक-एक करके तुम्हारी प्रसन्तर्त 
निमित्त अर्पण करता ह, वह सम्पूर्ण धरती का स्वामा गी होता ह 
| 
गृहे सम्मार्ज्जन्या परिगलितवीर्य्य हि दिने, । 
समूल मध्याह्ले वितरति चितायां सततं | 
प्रेम्णा जपमनु सकृत कालि स हि 
गजारूढो याति क्षितिपरिवृढः  सत्कविवर' द्रा 
"म देवी! जो मंगलवार के दिन मध्याह्न काल कै समः र pre तुम्हारे 
AR किये गृहणी वाले कघी के समूल केश लेकर qd dé 
किसी एक मन्त्र का जप करत आ तुम्हें 
निरन्तर हाथी पर चढकर विचरण + मिलि शाही है 
2 चरण म होता 
कवि कुल की प्र करने में समर्थ 


सुपुष्पैराकोर्ण ण को प्राप्त होता है। 
- प्रंदिरमही ! 
पुरो ध्यायन्‌ य ऊँसुमधनुषो 1 
स गगन्थव्वे यदि जपति eee. 
नदीन: पर्य्यन्ते श्रेणींपतिरिव ।। 
हे जगन्मात: | साधक लीन प 

अभिमुख करके स्वयं फलों से र वर्णित 
किसी एक उ fe तुम्हारा ध्यान करता-करती सम्बन्ध में 

नी है । वह 


की समानता प्राप्त कर लेता 
तुम्हारे x 
त्रिपञ्चारे 


महाकालो ET । 
॥ 


और 


४: काली ॐ: ३३ 


महासक्तो नक्तं स्वयमपि रतानन्दनिरतो। 
जनो यो ध्यायेत्त्वामयि जननि स स्यात्स्मरहरः ॥ 
हे जगन्मात: । तुम्हारे मुखमण्डल पर मृदु हास्य विराजित है । तुम 
सदा शिव के संग विहार अनुभव करती हो। जो साधक रात्रि में अपना 
विहार सुख अनुभव करता हुआ शव हृदय रूप आसन पर पाँच दशकोण 
ह तुम्हारे यंत्र मे तुम्हारा पूर्वोक्त प्रकार से ध्यान करता है, यह शीघ्र 
नत्व.का लाभ प्राप्त करता है। 


सलोमास्थि स्वैरं पललमपि मार्ज्जारमसिते। 
परञ्चोष्ट्रं मेषं नरमहिषयोश्छागमपि वा॥ 
बलिन्ते पूजायामपि वितरताँ मर्त्यवसतां। 
हे सिद्धि: सर्व्वा प्रतिपदमपूर्व्वा प्रभवंति॥ . 
माँस, इ नी! पृथ्वीवासी साधकगण यदि तुम्हारी पूजा में बिल्ली का 
अस्थियों hey मास, नरमाँस, महिषमाँस अथवा छाग माँस रोमयुक्त और 
विषय सिद्ध सहित अर्पण करें, तो उनके चरण कमल में आश्चर्य भरे 
होकर विराजित होते हैं। | _ ७ | 


me लक्षं मन्त्रं प्रजपति हविष्याशनरतो। 

मातर्युष्मच्चरणयुगलध्याननिपुणः ॥ 

ie नक्तं नग्नो निधुवनविनोदेन च मनुं। 

नो लक्षं स स्यात्स्मरहरसमान, क्षितितले॥ 
ETRE हे जेगन्मात: । जो इन्द्रियों को अपने वशीभूत रखकर हविष्य 
चित TIS प्रात.काल से दिन के दूसरे प्रहर तक तुम्हारे दोनों चरणों में 
जप करते हैं, और पशु भाव से एक लाख जप का 
पुरश्चरण करते हैं, अथवा जो साधक रात्रि काल में नग्न और रति में 
= होकर वीरसाधनानुसार एक लाख जप का पुरश्चरण करते हैं, यह 
दोनों प्रकार के साधक पृथ्वी तल में स्मरहर शिव के समान होते हैं । 


38 | # दश महाविद्या तन्त्र सार ::: 


इदं स्तोत्रं मातस्तवमनुसमुद्धारणजप: । 
स्वरूपाख्यं पादाम्बुजयुगलपूजाविधियुतम्‌॥ 
निशार्द्ध वा पूजासमयमधि वा यस्तु पठति। 
प्रलापे तस्यापि प्रसरति कवित्वामृतरसः॥ | 

हे जननी! मेरै द्वारा वर्णित इस स्तव में तुम्हारे मन्त्र का उद्धार और 
तुम्हारे स्वरूप का वर्णन हुआ है । तुम्हारे चरण कमल की पूजा विधि का 
भी विधान इसमें व्यक्त किया है। जो साधक निशा द्विपहर काल में 


अथवा पूजा काल में इस स्तव को पढ़ता है उसकी अनर्थक वाणी भी 
कवित्व सुधारस को Fs IR 


कुरगाक्षीवुन्द प्रवाहित करती है 
वनद ned है। तरल) 
वशस्तस्य | क्षोणी पतिरपि कुबेरप्रतिनिधि १ ll 


चिर rss कलयति च तत्केलिकलया ' 
शग के समान नेत्र : 00१७ भक्तः प्रतिजन: | 


४: काली ॐ त 


ज्जगन्मँगातलन कालीकवचम्‌ 


भेरख्युसाच 


कालीपूजा श्रुता नाथ भावाश्च विविधः प्रभो। 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्वसूचितम्‌॥ 
त्वमेव शरणं नाथ त्रापि मां दुःखसंकटात्‌। 
त्वमेव स्त्रष्टा पाता च संहर्ता च त्वमेव हि॥ 
विविध भाव ने पूछा-हे नाथ! हे प्रभो! मैंने काली पूजा और उसके 
है, उसका सुने। आब पूर्व में व्यक्त किया कवच सुनने की इच्छा हुई 
वर्णन करके मेरी दुःख संकट से रक्षा कीजिये । आप ही सृष्टि 


हे नाथ by करते हो, आप ही रक्षा करते हो और आप ही संहार करते हो। 


TT मेरे आश्रय हो। 
wei शृणु वक्ष्यामि भैरवि प्राणवल्लभे | 
teeming नाम कवचं मंत्रविग्रहम्‌। 


पठित्वा धरयित्वा च त्रेलोक्यं मोहयेत्‌ क्षणात्‌॥ 
भर ने कहा- हे प्राण वल्लभे ! ' श्रीजगन्मंगलनामक कवच 


लो सुनो! इसका पाठ करने अथवा इसे धारण करने से शीघ्र 
को मोहित किया जा सकता है। 
नारायणोऽपि यद्धृत्वा नारी भूत्वा महेश्वरम्‌। 
योगेशं क्षोभमनयद्यद्ृत्वा च रघूद्वहः | 
जघानैव रावणादिनिशाचरान्‌॥ 
धारण करके नारी रूप से योगेश्वर शिव को 
मोहित किया था। श्रीराम ने इसी को धारण करके रावणादि राक्षसो का 


संहार किया था। 


- ३६ ऋ दश महाविद्या. तन्त्र सार ४: 


यस्य प्रसादादीशोऽहं त्रैलोक्यविजयी We: | 
धनाधिपः कुबेरोऽपि सुरेशोऽभूच्छत्रीपतिः | 
एवं हि सकला देवाः सर्व्यसिद्धीश्वराः प्रिये ॥ 
हे प्रिये! इसके ही प्रसाद से मैं त्रैलोक्यजयी हुआ हूँ। कुबेर 
इसके प्रसाद से धनाधिप हुए हैं । शचीपति सुरेश्वर और सम्पूर्ण देवतार 
इसी के प्रभुत्व से सर्वसिद्धिश्वर हुए हैं ' | 
श्रीजगम्मंगलस्यास्य कवचस्य क्रषिश्शिवः | 
a Be च कालिका दक्षिणेरिता ॥ 
` जगतां. मोहने दुष्टानिग्रहे 
योषिदाकर्षणे चैव विनियोग I वी 
fn तत lig जत भे अनुष्टुप्‌, देवता दक्षिण कालिका 
और मोहन दुष्ट निग्रह भुवितमुवित और योषिदाकर्षण के लिए far 
है। 
शिरो मे कालिका पातु घरा। 
की कर क्री मे ललाटञ्च कालिय का धारिणी ॥ 
हुं हु पातु नेत्रयुग्मं हीं हो wa अती मम। 
दक्षिणा कालिका पातु तु 
. क्रो क्रो क्रो रसनां पातु हं ह | 
` वदनं सकलं पातु ही हो दत कपोरी॥ 
कालिका और क्रीकारा मेरे मस्तक की क्री क्री क्री और खंगधारिणी 
कालिका मेरे ललाट की, हुं हु दोनों नेतरो को हीं हीं मेरे कर्म की, 
दक्षिण "पक १०५ नासिकाओं की, क्रो न मेरी जीभ की, हुं हुँ 
कपोलो को और हीं हीं स्वाहा | a 
रक्षा करें। SENN महाकाली मेरी सम्पूर्ण देह 


« इसे विनियोग मन्त्र कहते हैं! प्रत्येक जपादि के अपने-अपने विनियोग होते हैं। 


# काली 5: ३७ 


। स्कन्धो महाविद्या सुखप्रदा। 


क्री उ. काली सर्व्वांगमभितोऽवतु॥ 

हे हुं ऑ mart पातु चामुण्डा हृदयं मम। 

अष्टाक्षरी Ses हीं फट्‌ स्वाहा ककुत्स्थलम्‌॥ 

क्री क्री इ हाविद्या भुजौ पातु सकर्त्तका। 

बाईस अ हु हुं हीं हीं करो पातु षडक्षरी मम॥ a 
स्कन्धो की a AR को गुह्य विद्या रूप सुखदायिनी महाविद्या मेरे दोनों 
मेरे हृदय क, ह ह धारिणी काली मेरे सर्वांग की, क्री हुं हीं. चामुण्डा 
को एवं अष्टाक्षरी ऐं मेरे दोनों स्तनों की, हीं फट्‌ स्वाहा मेरे कन्धों 
षडक्षरी बिद्या इ. _ विद्या मेरी दोनों भुजाओं की और क्रीं इत्यादि 


करी मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे । | 


क्रों Bond मध्यदेशञ्च दक्षिणा कालिकाउवतु। 
al ae 7 पातु पृष्ठन्तु कालिका सा दशाक्षरी॥ 
काली दक्षिणे कालिके हूं हीं पातु कटीद्वयम्‌। 
3 हां देशाक्षरी विद्या स्वाहा पातूरुयुग्मकम्‌। 
ky sat मे writes पातु कालिका जानुनी मम॥ 
क्रो मेरी भाञ्चि चिर ` अतुर्वर्गफलप्रदा। 
नाभि क्षण कालिका मेरे मध्य, क्रीं स्वाहा और 
ज्या मेरी शक हो वॉक दक्षिणे कालिके हुं हीं मेरी कटि 
की मेरे ऊरुओं की और ओम्‌ हीं क्री स्वाहा मेरी जानु 
रक्षा करें। यह चि ae 2 
~ at a harp दक्षिणे कालिकेऽवतु । 
= हूँ हीं wae उ यात चतुर्दशाक्षरी मम॥. 
क्री हीं हीं मेरे गुल्फ की, क्री हुँ हीं स्वाहा और चतुर्दशाक्षरीविद्या 
मेरे शरीर की रक्षा a ० 


३८ ४ दश महाविद्या तन्त्र सार $ 


खंगमुण्ड धरा काली वरदा भयवारिणी। 

विद्याभिःसकलाभिः सा सर्व्वांगमभितोऽवतु॥ 
GN मुण्डधरा वरदा भवहारिणी काली सब विद्याओं के सहित 
| मेरे सर्वांग की रक्षा करें । 


काली कपालिनी कुल्वा कुरुकुल्ला विरोधिनी! 
विप्रचित्ता दीप्ता घनत्विषः ॥ 
| _ नीला घना बालिका च माता मुद्रामिता च माम्‌। 
| se yh खगधरा मुण्डमालाविभूषिताः ॥ 
| तु मा दिक्षु देवी ब्राह्म था | 
माहेश्वरी ही नारायणी त 


चामुण्डा कौमारी चापराजिता ॥ 


माहेश्वरी चामुण्डा 
अपराजिता, है 
दिक्‌ विदिक्‌ की सर्वदा सर्वत्र र कोरे हुये हैं। यह सन 


कहा गया है । इसके द्वारा त्रिभुवन बन स रूपी परम मयत 
| के पश्चात्‌ इस कवच को ग्रहण करना चाहिये होता है। गुरु बार या 
बार अथवा यावज्जीवन पाठ करें। ns 


४: काली >: ३९ 
एतच्छताव्द्वमावृत्य त्रैलोक्यक्रिजयो भवेत्‌। 
त्रैलोक्यं क्षोभयत्येव कवचस्य प्रसादतः। 
महाकविर्भवेन्मासात्सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌॥ 

इसकी पचास आवृत्ति करने से त्रैलोक्य विजयी हो सकता है। 
इस कवच के प्रसाद से त्रिभुवन क्षोभित होता है । इस कवच के प्रसाद 
से एक मास में सर्व्वसिद्धीश्वर हुआ जा सकता है | 
पुष्पाञ्जलीन्‌ कालिकायैमूलेनैव पठेत्‌ सकुत्‌। 
शतवर्षसहस्त्राणां पूजायाः फलमाण्नुयात्‌॥ 

पूल मन्त्र द्वारा कालिका को पुष्पाञ्जलि देकर इस कवच का एक 

पाठ करने से शतसहस्रवार्षिकी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। 

It विलिखित्तञ्चैव स्वर्णस्थं धारयेद्यदि। 
शिखायां दक्षिणे बाहौ कण्ठे वा धारयेद्यदि ॥ 
त्रैलोक्यं मोहयेत्‌ क्रोधात्‌ त्रैलोक्यं चूर्णयेत्क्षणात्‌। 

Sram Wat भवत्येव न संशयः ll 
हस्त या कण, अथवा स्वर्णपत्र पर यह कवच लिखकर सिर a दक्षिण 
करने में a में धारण करने से धारक त्रिभुवन मोहित या चूर्णकृत 
त्सा होती है हो जाता हे । नारी जाति बहुत सन्तान देने वाली और जीव 
। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। 

देयं परशिष्येभ्यो ह्यभक्तेभ्यो विशेषतः । 

शिष्येभ्यो भक्तियुक्ते भ्यम्चान्यथा मृत्युमाप्नुयात्‌ ॥ 

कमला वाग्देवी मंदिरे - मुखे। 


पौत्रान्तस्थैय्यमास्थाय निवसत्येव निश्चितम्‌॥ 
अभक्त अथवा परशिष्य को यह कवच प्रदान न करें। केवल 
nl, अपने शिष्य को ही दें । इसके अन्यथा करने से मृत्यु के मुख 
रना होता है। इस कवच के प्रसाद से लक्ष्मी निश्चल होकर साधक 


के घर में और सरस्वती उसके मुख में वास करती है। 


४० % दश महाविद्या तन्त्र सार ॐ 


इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेत्कालिदक्षिणाम्‌। 

शतलक्षं प्रजप्यापि तस्य विद्या न सिध्यति! 

स शस्त्रघातमाप्नोति  सोऽचिरान्मृत्युमाप्नुयात्‌॥ 

इस कवच को न जानकर जो पुरुष काली मन्त्र का जाप करता है 
वह सौ लाख जपने पर भी उसकी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है और 
वह पुरुष शीघ्र ही शस्त्राघात से प्राण त्याय करता है । 


® 
> 


दगा महातिद्या 


शान सार 


२. तारा 


क. AV 


जब काली ने नीला रूप ग्रहण किया तो वह तारा कहलाई। यह 
देवी तारक है अर्थात्‌ मोक्ष देती हैं। अतः इन्हें तारा कहते हैं। उपासना 
करने पर यह देवी वाक्य सिद्धि प्रदान करती है, अतः इन्हें नील- 


भी कहते हें । यह भी मान्यता है कि हयग्रीव का वध करने के 
रथ देवी ने नीला विग्रह ग्रहण किया था। यह शीघ्र प्रभावी हैं अतः 
इन्हें उग्रा 


भी कहते हैं। उग्र होने के कारण इन्हें उग्रतारा भी कहा जाता 

कै से भयानक संकटादि में भी अपने साधक को यह देवी 
= रती है अत: इन्हें उग्रतारिणी भी कहते हैं । कालिका को भी 
हा जाता है । इनका उग्रचण्डा तथा उग्रतारा स्वरूप देवी का ही 

a ol तारा रूपी द्वितीय महाविद्या अपने साधको पर अत्यधिक 
ताचा प्रसन्न होकर एक ही रात्रि में दर्शन भी दिया करती हैं । इनका 
मळे हि शरीबिग्रह भारत में जालन्धर-पीठ के कांगड़ा नामक स्थान पर 

TREY देखो' के नाम से शोभायमान है । 


तारा मंत्र 
भगवती क आजकल तीन मन्त्र विशेष प्रचलन में है जोकि 
निम्नलिखित है... | 
९. ही स्त्रीं हूं फट! 
रे. श्री हीं स्त्रीं हूं फट। 


CS ॐ दश महाविद्या तन्त्र सार > 


३. ३» हीं स्त्री हूं फट्‌ ॥ 
ऊपर तीन प्रकार के मन्त्र कहे गए हैं, साधक अपनी सुविधा के 
अनुसार इनमें से चाहे जिस मन्त्र के जप से उपासना कर सकता है। 


ताराध्यान्‌ 


प्रत्यालीढपदां घोरां मुण्डमालाविभूषिताम्‌। 
Gat लम्बोदरी भीमां व्याघ्रचर्म्मावृत्तां कटौ॥ 
नवयौवनसम्यन्नां पञ्चमुद्राविभूषिताम्‌। 
चतुर्भुजां 'लोलजिह्वां महाभीमा वरप्रदाम्‌॥ 
खंगकर्तुसमायुक्तसव्येतरभुजद्वयाम्‌ | 
कपोलोत्पलसंयुक्तसव्यपाणियुगान्विताम्‌ ॥ . 
पिंगाग्रैकजटां ध्यायेन्मौलावक्षोभ्यभूषिताम्‌। 


बालार्कमण्डलाकारलोचनत्रय भूषिताम्‌॥ 
ज्वलच्ितामध्यगतां घोरदंष्ट्राकरालिनीम्‌। 
स्वादेशस्मेरवदनां ह्यलंकारविभूषिताम्‌॥ 


विश्वव्यापकतोयान्तः श्वेतपद्योपरिं स्थिताम्‌॥ 

तारा देवी एक पाँव आगे किये बीर पद से विराजित है। यह 
घोररूपिणी है ब मुण्डमाला से विभूषित है, सर्वा है, लम्बोदरी है, भीमा 
है, व्याघ्रचर्म्म: पहिनने वाली है, नवयुवती है, पंचमुद्रा विभूषित है, 
चतुर्भुजा है । इनकी चलायमान जिह्वा है, यह महाभीमा है और ये वरदायिनी 
भी है । इनके दक्षिण दोनों हाथों में खंग और कैंची तथा वाम दोनों हाथों 
में कपाल और उत्पल विद्यमान है। इनकी जटा पिंगलवर्ण की है, तीनों 
नेत्रों में तरुण सूर्य के समान रक्त वर्ण हैं । यह जलती हुई चिता में स्थित 
है, घोर दंष्ट्रा है, कराला है, स्वीय आवेश सी हास्यमुखी है । यह सब 
प्रकार के अलंकारों से अलंकृत है ud यह विश्व व्यापिनी जल के भीतर 
श्वेत पद्म पर स्थित हैं। 


* तारा x ४५ 
तारा-स्तोञ 
तारा च तारिणी देवी नागमुण्डविभूषिता। 
ललज्जिह्वा नीलवर्णा ब्रहारूपधरा तथा॥ 
नामाष्टक मिदं स्तोत्रं य पठेत्‌ श्रृणुयादपि। 
तस्य सर्व्वार्थसिद्धिः स्यात्‌ सत्यं सत्यं महेश्वरि ॥ 
तारा, तारिणी, नागमुण्डों से विभूषित, चलायमान जिह्वा वाली, 
नील वर्ण वाली, ब्रह्म रूपधारिणी है। यह नागों से अंचित कटी और 
नीलाम्बर धरा है। यह अष्टनामात्मक ताराष्टक स्तोत्र का पाठ अथवा 
श्रवण करने से सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है । 


o 


४६ > दश महाविद्या तन्त्र सार ॐ 
तारा-क वच 


भैरव उवाच 


दिव्यं हि कवचं देवि तारायाः सर्व्यकामदम्‌। 

शृणुष्व परमं तत्तु तव स्नेहात्‌ प्रकाशितम्‌ | 

भैरव ने कहा हे देवी! तारा देवी का दिव्य कवच ल ड 
और परम श्रेष्ठ है । तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण ही उसकी ल 7 

तारा भगवती देवी वी मंत्रसिद्धौ a दा लस 
अक्षोभ्य, छंद, freq, देवता 
इसका विनियोग है। 


| 
॥ 
भगवती तारा 


अ शक्ति 
महेश्‍वरी मेरे मुख की और 2 
क्षा करें 


मेरे दोनों कानों की, महेश्वरी 


भयनाशिनी 
लम्बोदरी दोनों कंघे की और 
व्याप्रचम्मवृता शिवप्रिया मेरी कमर की 


देवी मेरे र 
रक्षा करें । 


a तारा ::: WS 


पीनोन्नतस्तनी पातु पार्श्वयुग्मे महेश्वरी। 

रक्तवर्तुलनेत्री च कटिदेशे सदावतु॥ 

ललज्जिहा सदा पातु नाभौ मां भुवनेश्वरी । 

करालास्या सदा पातु लिंग देवी हरप्रिया॥ 

पीनोन्नतस्तनी महेश्वरी मेरे दोनों पार्श्व की, रक्त गोल नेत्र वाली 
मेरी कटि की, ललजिह्वा भुवनेश्वरी मेरी नाभि की और कराल वदना 
हरप्रिया मेरे लिंग की सदा रक्षा करें । 

विवादे कलहे चैव आग्नौ च रणमध्यतः। 

सर्व्वदा पातु मां देवी झिण्टीरूपा वुकोदरी॥ 

झिण्टी रूपा व॒कोदरी देवी विवाद एवं कलह में, अग्नि मध्य और 
रण में सदा मेरी रक्षा करें । 

सर्व्वदा पातु मां देवी स्वर्गे मर्त्ये रसातले। 

सर्व्वास्त्रभूषिता देवी सर्व्वदेवप्रपूजिता॥ 

क्रों क्रों हुं हुं फट्‌ २ पाहि पाहि समन्ततः ॥ 

सब देवताओं से पूजित सर्वास्त्र से विभूषित महादेवी मेरी स्वर्ग 
लोक, मर्त्य लोक और रसातल लोक में मेरी रक्षा करें । क्रो क्रो हुँ हुं 
फट्‌ He’ बीज मन्त्र मेरी सब तरफ से रक्षा करें। 

कराला घोरदशना भीमनेत्रा व॒कोदरी। 

अट्टहासा महाभागा विघूर्णितत्रिलोचना। 

लम्बोदरी जगद्धात्री डाकिनी योगिनीयुता। 

लज्जारूपा योनिरूपा विकटा देवपूजिता॥ 

पातु मां चण्डी मातंगी ह्यग्रचण्डा महेश्वरी ॥ 

महाकराल घोर दाँतों वाली भयंकर नेत्र और भेडिये के समान 
उदर वाली, जोर से हँसने वाली, महाभाग वाली, घूर्णित नेत्र वाली, 
लम्बायमान उदर वाली, जगत्‌ की माता, डाकिनी योगिनियों से युक्त, 
लज्जारूप, योनिरूप, विकर तथा देवताओं से पूजित, उग्रचण्डा, महेश्वरी 


ue ॐ दश महाविद्या तन्त्र सार >: 


मातंगी मेरी सर्वदा रक्षा करें । 


जले स्थले चान्तरिक्षे तथा च शत्रुमध्यतः। 
सर्व्वतः पातु मां देवी खड्गहस्ता जयप्रदा ॥ न 
खंग हाथ में लिये जय देने बाली देवी मेरी जल में, स्थल में 
शून्य में; शत्रु मध्य में और अन्यान्य सब स्थानों में मेरी रक्षा करें । 
hg प्रपठेद्यस्तु धारयेच्छुणुयादपि। 
"बिद्यते भयं तस्य त्रिषु लोकेषु पार्व्वति॥ , 
जो साधक इस कवच का पाठ करते हैं या धारण करते दै" 
el र पडी) तीनों लोकों में कहीं भी उनको भय नहीं सत 


® 
aun, 


cdot] रपा 


5 
न 
र 
2 


, षोडशी 


२ 


हे ci ८ 7 f ‘ — 
* हे | Ff ‘ 4 y है < ae. 
I, , रै. yf 
Py, 4 र a 


८ कि 7 dN f 
(72/11/1110॥॥110/॥0॥10 7०० ०५७७ ७७७०७ ०४५ ८५७ 


० 
»” a 


ai 


3. एडी (ललित 


यह देवी कालिका की ही भाँति सिद्धियो की दात्री है और इनकी 
कृपा से ही साधकों को प्राय: सिद्धि मिला करती है। इन्हें श्री विद्या भी 
कहते हैं। मूलत: आदि-भवानी के अनन्त नाम तथा स्वरूप हैं परन्तु 
इतका परम तेजस्वी रूप तथा अभिन्न परिचय केवल इतना है कि आद्य 
महादेवी अपने दो भेदों से प्रकट होती है जो कि श्यामवर्णा तथा रक्‍त 
वर्णा है। श्यामवर्णा होकर यही देवी काली तथा रक्त वर्णा होकर यही 
महाविद्या षोडशी कहलाती है | 
एक समय की बात है कि अगस्त्य मुनि समस्त पीठों का दर्शन 
करने के हेतु निकले तो मध्य मार्ग में उन्होंने असंख्य जीवों को दुःख 
कातर होकर जीवन यापन करते हुये देखा। उनको दुःखद स्थिति 
उनके हृदय में करुणा का उदय हुआ। अपने अगले पड़ाव 
om na नामक स्थान पर उन्होंने महाविष्णु को तपस्या करक छ 
tlie, जिस कारण वह प्रत्यक्ष हुये। उन्हें संतुष्ट एवं प्रसन्न 
"मुनि ने कहा--“प्रभु ! जगत में समस्त जीव दुःख से व्याकुल 


होकर जीवन 
कोजिये ।'' व्यतीत कर रहे हैं। कृपया उनके उद्धार का उपाय 


Ne 


को पुनि के शब्द सुनकर महाविष्णु ने उन्हें एक स्थूल प्रतिमा प्रदान 
"या उसके विषय में भी उन्हें बताया। इसका सविस्तार महात्म्य 
ASS करने के लिए उन्होंने अपने अंशभूत हयग्रीव को नियुक्त किया, 


fe 


५२ # दश महाविद्या तन्त्र सार £: 


तपोबल से शिव 
जिसने उन्हें भण्डासुर की कथा सुनाई, जिसने विशेष त पहाणं 
के द्वारा वरदान प्राप्त किया था तत्पश्चात्‌ वह एक सौ पांच 
स्वामी बन गया था। 


एक 
षोड्शी के प्रधान स्थान तीन हैं जो अपनी स्थिति के aa 

तान्त्रिक त्रिकोण बनाते हैं। इनका स्थान कामगिरी, लाळ उड्डीश 
ूर्णागिरी है। इस भाँति से बनने बाले त्रिकोण के मध्य कुमारी (केरल) 
हमारे देश में कामाक्षी (काँचीपुर), भ्रामरी (मलय), ), ललित 
अम्बा (गुजरात), महालक्ष्मी (करवीर), कालिका ne’ सुन्दर 
(प्रयाग), विंध्यवासिनी, विशालाक्षी (काशी), मंगल कुहिन के प्रमु 

` (गाल) तथा गुहोश्‍वरी (नेपाल) नामक सिद्ध-स्थल ( 
ONE श्री विग्रह) भक्तों की अभिलाषायें पूर्ण कर रहे दैं ' 


घोडषी मन्त्र 


भजेत्‌ कल. द ङ गग, हतो ॥ 


Pr त peony a nt! —— ल KE कट 
PER nd = 
j posters! FS ESE LT EE OEE 


° षोडशी (ललिता) ३१: 


करैबीज पूर कपालेषु चापं, 


श्री 


स पाशांकुशां रक्त वर्ण दधानाम्‌॥ 


बाला स्मरेन्नोक्तिक भूषितांगीम्‌॥ 


५३ 


घोडषी त्रिपुर-सुन्दरी प्रात३-स्मरण 


स्तूरिका-कृत-मनोज्ञ-ललाम- भास्वदर्द्धे न्दु - 
We - निटिलाञ्चल - नील - केशीम्‌। 
प्रालम्बमान - नव - मौक्तिक - हार-भूषां, 


प्रात: स्मरामि ललितां कमलायताक्षीम्‌॥ १॥ 


x णाङ्क - aS - समुपार्जित - पुण्य - राशिं, 


“हैम-तनु-कान्ति-झरी-परीताम। 
एकाग्र "चित्त-मुनि-मानस-राज-हंसी, 
५ प्रात: स्मरामि ललितां परमेश्वरीं ताम्‌॥२॥ 
भि षद्‌ - विकासि - नयनान्त - निरीक्षणेन, 
-दान-चतुरां चतुराननेड्याम्‌। 
ईषाङ्क-वास-रसिकां रस-सिदि्द्धि-दात्रीं, 
प्रात: स्मरामि मनसा ललिताधि-नाथां॥ ३॥ 
लल 'क्ष्मोश श - पदा - भवनादि - पदेश्चतुर्भिः, 
संशोभिते च फलकेन सदा-शिवेन। 
मञ्चे वितान-सहिते .स-सुखं निषण्णां; 
प्रातः स्मरामि मनसा. लल्निताधि-नाथां॥ ४॥ 


as ४: दश महाविद्या तन्त्र सार «= 


'हीं'कार - मन्त्र - जप - तर्पण - होम - तुष्टां, 
हींकार-मन्त्र-जल-जात-सुराज-हंसीम्‌ । 
होंकार-हेम-नव-पंजर-शारिकां तां, 

शि प्रातः स्मरामि मनसा ललिताधि-नाथाम्‌॥ ५ ॥ 

'ह'ल्लोस-लास्य-मृदु-गीत-रसं पिबन्तीः 
माकूणिताक्षमनवद्य- गुणाम्बु-राशिम्‌ । 

सुप्तोत्थितां श्रुति-मनोहर-कीर-वाग्भिः, ` 

प्रातः स्मरामि मनसा ललिताधि-नाथां ॥ ६ ' 

स च्चिन्मयां सकल-लोक-हितैषिणौं = 

oe हय-मुखीं मुख-देवतेड्याम. ' 
प्रातः स्मरामि सुकुमार - शरीर - रम्या” 

“ मनसा ललिताधि-नाथाम. | 


\9 Il 


लाक्षारुणाध्र-सरसीरुह- शो जे - farm 
रोलम्ब-जाल-सम-नील-२छ... मानाम्‌ । 


प्रातः स्मराभि मनसा ललिता लाळ्या ता कता 


> घोड़शी (ललिता) # ५५- 


‘St 'कारिणीं हिम-महीधर-पुण्य-राशिं, 
हंकार -मन्त्र-महनी य-मनोज्ञ- रूपाम्‌ । 
हौकार-गर्भमनु-साधक-सिद्धि- दात्री, 
प्रातः स्मरामि मनसा ललिताधि-नाथाम्‌॥ ११॥ 


स'ज्जात - जन्म - मरणादि - भयेन देवीं, 
सम्फुल्ल-निलयां शरदिन्दु-शुश्चाम्‌। 
अब्न्दु-चूड-वनितामणिमादि- वन्द्यं, 
आतः स्मरामि मनसा ललिताधि-नाथाम्‌॥ १२॥ 


क ल्याण-शैल-शिखरेषु विहार-शीलां, 
कामेश्वराङ्क-निलयां कमनीय-रूपाम्‌। 
प्रा ण मन्त्र -महानीय-महानुभावां, 
पल त स्मरामि मनसा ललिताधि-नाथाम्‌॥ १३॥ 
स्बोदरस्य जिम्बाध जननीं तनु-रोम-राजिं, 
च शरदिन्दु-मुखीं मृडानीम्‌। 
पूर्ण-जलधिं जल-जात-हस्तां, 
ह स्मरामि मनसा ललिताधि-नाथां ॥ १४ ॥ 
कार-पूर्ण-निगमै: प्रतिपाद्य-मानां, 
होंकार "पद्म-निलयां हत-दानवेन्द्रम्‌। 
- गर्भमनुराज - निषेव्यमाना, 
आतः स्मरामि मनसा ललिताधि-नाथाम्‌॥ १५ ॥ 
श्री चक्र-राज-निलयां श्रित-व्ाम- धेनु, 
श्रीकाम-राज-जननीं शिव-भाग- var! 


श्रीमद्‌-गुहस्य कुल-मङ्गल-देवतां तां, 
प्रातः स्मरामि मनसा ललिताधि-नाथाम्‌॥ १५ ॥ 


लाबण्य- 
प्रातः 


4 


५६ 


> दश महाविद्या तन्त्र सार 2: 
श्रीललिता प्रातई-स्तोत्र-पञ्चकम्‌ 


we: स्मरामि ललिता-वबदनारविन्दं, 
बिम्बाधरं पृथुल-मौक्तिक-शोभि-नासाम्‌। 
आकर्ण-दीर्घ-नयनं मणि-कुण्डलाढ्यं, 
मन्द-स्मितं मृग-मदोज्ज्वल- भाल-देशम्‌ ॥ ९ || 
sir ललिता-भुज-कल्प- वल्लीं, 
रक्तागुलीय - लसदंगुलि - पल्लवाढ्याम्‌ | 
माणिक्य = हेम हि वलयाड्रद _ शोभ - माना, 7 
पुण्डेक्षु-चाप-कुसुमेष सणीर्दधानाम्‌ ॥२। 
प्रातर्नमामि ललिता-चरणारनिन्द, 
SE दान-निरत॑ भव-सिन्धु- पीतम्‌ । 


पूजनीयं | 
ध्वज - सुदर्शन - लाछनाढ्यम्‌॥ ३ | 
dl सुवे पर-शिवां ललितां भवानी? 
hoe विभवां करुणानवद्याम्‌ | 
विश्वेश्वरी रि विलय-स्थिति-हेतु-भूतां 
प्रातर्वदामि , गिंगम-वाङ्‌- मनसादि-दूरास्‌॥ 
कामेश्वरीति | तव पुण्य नाम, 
कमलेति महेश्वरीति । 
वाग्‌-देवतेति जगतां जननी घरेतिं, 
वचसा त्रिपुरेश्वरीति ॥ ५ !' 


* षोड़शी (ललिता) = ५७ 


तस्मे ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना, 
विद्यां श्रियं विमल-सौख्यमनन्त-कीर्तिम्‌॥ 


श्रीतिपुर-सुन्दरी प्रातः-शलोक-पंचकम्‌ 
प्रातर्नमामि जगतां जनन्याश्चरणाम्बुजं । 
श्रीमत्‌-त्रिपुर-सुन्दर्या नमिता या हरादिभिः॥ १ ॥ 
प्रातस्त्रिपुर-सुन्द्या नमामि पद-पङ्कजं। 
हरि-हरो विरञ्चिश्च सृष्ट्यादीन्‌ कुरुते यथा॥२॥ 


प्रातस्त्रिपुर-सुन्दर्या नमामि चरणाम्बुजं । 
यत्‌-पादमम्बु शिरसि भाति गङ्गा महेशितुः॥ ३॥ 
प्रातः पाशांकुश-शरान्‌ चाप-हस्तां नमाम्यहं | 
उदयादित्य-सङ्काशां श्रीमत्‌-त्रिपुर-सुन्दरीम्‌॥ ४॥ 
प्रातर्नमामि पादाब्जं ययेदं धार्यते जगत्‌। 
तस्यास््त्रिपुर-सुन्दर्या यत्-प्रसादान्निवर्तते॥५॥ 
प्ङ्लन-श्रुलि 
यः शलोक-पञ्चकमिदं प्रातर्नित्यं पठेन्नरः । 
तस्मै ददात्यात्म-पदं श्रीमत्‌-त्रिपुर-सुन्दरी॥ 


& 


५८ ॐ दश महाविद्या तन्त्र सार ॐ 


ash (ललिता) स्तोत्रम्‌ 


श्री अरव उवाच 


| 
अधुना देव! बालाया स्तोत्रं वक्ष्यामि doo 
पञ्चमाङ्गं रहस्यं मे श्रुत्वा गोप्ये प्र” ` 


विजियोञाः श्रीदक्षिणामूति 


अस्य श्रीबाला-त्रिपुरसुन्दरी -स्तोत्र- मनर ऐ बीजं, सौः 
ऋषिः, पंक्तिश्छन्दः श्रीबाला-त्रिपुरसुन्दरी दे योगः | 
शक्ति, क्लीं कीलकं, श्रीबाला-प्रीतये पाठे 
ज्म्व्यादि-न्यास: पंक्तिशछन्दसै = नप; 
शीदक्षिणामूर्ति-क्रषये नमः शिरसि । हृदि। ऐं बी 
श्रीबाला- त्रिपुर 3 es नमः 2 
नमः गुहो। सौः शक्तवे नम. | लीं कीलकाथ | “ = 


क्त्लीं जगुष्ठाभ्यां नम: इद स्वाहा 
सौ मध्यम यां नमः शि शिखाये वर्षट 
एँ अनामिकाभ्यां नमः शि यहु 
क्लीं t नमः कवाय वौष॑द 
सौ Rae, के नेष्ठिकाभ्या T नमः नेत्रा फट 
व केर-पृष्ठाभ्यां नम 
अरुण-किरण- | 


विधृत-जप-वटीका | पुस्तव्काभीति -हस्ता | 


अ घोड़शी (ललिता) + ५° 


इतर-कर-वराढ्या फुल्ल-कह्णार- सस्था | 

निवसतु हृदि बाला नित्य-कल्याणा- रूपा ॥ 

अर्थात्‌ : भगवती श्रीबाला त्रिपुरसुन्दरी के शरीर की आभा 
अरुणोदय-काल के सूर्य-बिम्ब की जैसी रक्त- वर्ण की है । उस आभा 
की किरणों से सभी दिशायें एवं अन्तरिक्ष लाल रंग से रंगे हुये हैं । चार 
कर-कमलों में जप-माला, पुस्तक, अभय और वर yer हें । पूर्ण 
खिले हुए रक्त-कमल के पुष्प पर विराजमाना हैं । ऐसी श्रीबाला जगत्‌ 
का नित्य कल्याण करनेवाली हैं । वे मेरे हदय में निवास करें । 


स्तोत्र प्रारम्भ --- 


वाणीं जपेद्‌ यस्त्रिपुरे! भवान्या बीजं निशीथे जड़- भाव-लीन: । 
भवेत्‌ स गीर्वाण-गुरोर्गरीयान्‌ गिरीश-पत्नि! प्रभुतादि तस्य ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌ : हे त्रिपुरे! जो आप भगवती के वाणी-बीज ' ऐ' का जप 
महा-रात्रि में भाव-निमग्न होकर करता है, वह देव-गुरु वृहस्पति से भी 
बढ़कर विद्वान्‌ होता है और हे शम्भु-पत्नि! सभी प्रकार का स्वामित्व 
उसे मिल जाता है। 
कामेश्वरि! त्र्यक्षरी काम-राजं जपेद्‌ दिनान्ते तव मन्त्र-राजम्‌। 
रम्भाऽपि जुम्भारि-सभां विहाय भूमौ भजेत्‌ तं कुल-दीक्षितं च॥ २॥ 
अर्थात्‌ : हे कामेश्वरि! जो आपके तीन अक्षरवाले काम-राज 
'क्लीं' का जप दिन के समाप्त हो जाने पर (संध्या-काल) में करता है, 
उस कुल-मार्ग में दीक्षित साधक को वरण करने के लिए जम्भासुर के 
विनाशक देवराज इन्द्र की भी सभा को त्याग कर रम्भा जैसी अप्सरा 
पृथ्वी पर चली आती है । 
तातीयकं बीजमिदं जपेद्‌ यस्त्रैलोक्य-मातस्त्रपुरे! पुरस्तात्‌। 
विधाय लीलां भुवने तथान्ते निरामयं ब्रह्म-पदं प्रयाति॥ ३ ॥ 
अर्थात्‌ : हे त्रैलोक्य-माता त्रिपुरे ! जो तार्तीय-बीज 'सौ:' का 


६० 
४ दश महाविद्या तन्त्र सार $ 


जप करता है, वह विश्व में अपने चरित से लोगों को चमत्कृत कर अन्त 


में आनन्दमय ब्रह्मपद को प्राप्त करता है । 

धरा - सदा - त्रिवृत्ताष्ट - पत्र - षट्कोण - नागरे! 

विन्दु-पीठेऽर्चयेद्‌ बालां योऽयौ प्रान्ते शिवो भवेत्‌॥ ४॥ 
अर्थात्‌ : भू-पुर, त्रि-वृत्त, अष्ट-दल- पः’ षट्‌-कोणात्मक 

नगरवाली हे जगदम्बिके! जो विन्दु-पीठ पर आ" “बाला! का अर्चन 


करता है, बह शिव-स्वरूप हो जाता है । 
इति मन्त्र-मयं स्तवं पठेद्‌ यस्त्रिपुराया निशि निशावसाने । 
स भवेद्‌ भुवि सार्वभौम-मौलिस्त्रिदिवे शक्र _समान-शौर्य-लक्ष्मी ॥५॥ 
अर्थात्‌ : भगवती त्रिपुरा के इस मन्त्र मय स्तव का 
अन्त में या निशा-काल में पाठ करता है, F पृथ्वी पर सार्वभौम 
महापुरुषों का नेता बनता है और स्वर्ग में इन्द्र के समान शौर्य-लक्ष्मी से 
युक्त होता है। 
इतीदं देवि! बालाया स्तोत्रं मन्त्र-मयं TA! 
अदातव्यमभक्तेभ्यो गोपनीयं स्व-योनि-वत्‌॥ ६ ॥ 
श्रेष्ठ अर्थात्‌ : हे देवि! भगवती बाला का यह मन्त्र-मय स्तोत्र अति 
ds भवितहीन व्यक्तियों को इसे नहीं बताना चारिणे और अत्यन्त 
गुप्त बनाए रहना चाहिए । 


0 


$ षोड़शी (ललिता) ॐ ६१ 


श्री षोडषी (त्रिपुर-सुन्दरी, ललिता) कवचम्‌ 


श्री भेरवी उवाच 
देवदेव! महादेव! भक्तानां प्रीति-वर्द्धन! 
सूचितं यत्‌ त्वया देव्याः कवचं कथयस्व मे॥ १॥ 


श्री भैरव उवाच 
sot देवि! प्रवक्ष्यामि कवचं देव-दुर्लभम्‌। 
अप्रकाश्यं परं गुह्यं साधकाभीष्ट-सिद्धिदम्‌॥ २॥ 


विनियोग: 

अस्य श्रीबाला-त्रिपुरसुन्दरी-कवचस्य श्रीदक्षिणामूर्तिः 
ऋषिः, पंक्तिश्छन्दः, श्रीबाला-त्रिपुर-सुन्दरी देवता, ऐ बीजं, 
सौः शक्तिः, क्लीं कीलकं, चतुर्वर्ग-साधने पाठे विनियोगः । 


ऋष्यादि-न्यासः 

श्रीदक्षिणामूर्ति-ऋषये नमः शिरसि। पंक्तिश्छन्दसे नमः 
मुखे, श्रीबाला-त्रिपुर- सुन्दरी -देवताये नमो हृदि, ऐं बीजाय नमो 
गुहो, सो: शक्तये नमो नाभौ, क्लीं बीजाय नमः पादयोः, 
चतुर्वर्ग-साधने पाठे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गेषु | 


षडड़- न्यास: कर-न्यास अङ्ग-न्यासः 

U अंगुष्ठाभ्यां नम हृदयाय नमः 
क्लीं तर्जनीभ्यां नम शिरसे स्वाहा 
सौः मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वषट 
ए अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हं ` 
क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नम नेत्र-त्रयाय वौषट 
सौः कर-तल-कर-पृष्ठाभ्या नमः अस्त्राय फट 


00 > दश महाविद्या तन्त्र सार # 


ध्यानम्‌ 
मुक्ता-शेखर-कुण्डलाङ्गद- मणि- ग्रैवेय- हारोमिंका, 
विद्योतद्‌-वलयादि-कड्कण-कटि - सूत्रा स्फुरन्‌ तूपरा 
माणिक्योदर-बन्ध-कम्बु-कबरीमिन्दोः कलां विशन्ती 
पाशं चांकुश-पुस्तकाक्ष-वलयं दक्षोर्ध्व -बाह्वादितः ॥ 
- अर्थात्‌ : भगवती बाला मोतियों से जड़े SF चमकीले 
i हार, वलय, कंगन, करधनी आदि आभूषण और पैर में १0 
र धारण किए हैं । केश- चन्द्रमा की कला अंकुश 
दाए ऊर्ध्वं हाथ से चार नि में क्रमशः पाश, अंकुश, _— 
और अक्ष-माला लिए हैँ। | 
सुँ वाग्भवं पातु शीर्ष क्लीं कामस्त =“, ne 
> शक्ति-बीजं चं पातु ताभौ गुहो च पादयोः । वलीं ' हृदय 
की ओर शक्ति वाग्भव-बीज 'ऐं' सिर की, काम. रक्षा करें| 
"बीज 'सौ:' नाभि की, गुह्य तथा पैरो 


इसी सौ. वदने पातु बाला माँ सर्वः Aro 
अर्थात्‌: रः पातु भेरवी कण्ठ-देशत सिडियो 


लिए हु शे क्लीं सौ: ’ fe मण्डल त करें 

र मेते रक्षा करें हसकलहीं सौ सौ rea कप देशे तिह | 

भू नाभि-देशेऽव्याच्छीर्षिका सकला सदा! 

अर्थाह „ले महा-त्रिपुर-सुन्दरी ॥ ३ 

भौंहों सुन्दरी' नाभि देश में, “सकला' शीर्ष भा i 
ण मध्य भाग में “महा-त्रिपुरी-सुन्दरी' सदा HE 
Fs — TT पातु भगा मां कण्ठ-देशतः | 
तु हृदये उदरे भग-सर्पिणी ॥ ४ ॥ 


fe, 


$ घोड़शी (ललिता) ॐ ६३ 


अर्थात्‌ : ललाट में 'सुभगा', कण्ठ-देश में ' भगा', हृदय में 
' भगवती देवी' और उदय में ' भग-सर्पिणी ' मेरी रक्षा करें। 


भग-माला नाभि-देशे लिङ्गे पातु मनोभवा। 

गुह्यो पातु महा-देवी राज-राजेशवरी शिवा॥ ५॥ 

अर्थात्‌ : नाभि-देश में ' भग-माला' और लिंग (योनि में ' मनोभवा' 
मेरी रक्षा करें । गुह्य में ' महा-देवी राज-राजेशवरी शिवा' रक्षा करें |) 


चैतन्य-रूपिणी पातु पादयोर्जगदम्बिका। 

नारायणी सर्व-गात्रे सर्व-कार्ये शुभङ्करी॥ ६॥ 

अर्थात्‌ : दोनों पैरों में ' चैतन्य-रूपिणी जगदम्बिका', सारे शरीर 
में “नारायणी' और सभी कार्यो में “शुभङ्करी ' रक्षा करें । 

ब्रह्माणी पातु मां पूर्वे दक्षिणे वैष्णवी तथा। 

पश्चिमे पातु वाराही उत्तरे तु महेशवरी॥ wil 

अर्थात्‌ : ' ब्रह्माणी' पूर्व दिशा में और ' वैष्णवी ' दक्षिण दिशा में 
मेरी रक्षा करें । ' वाराही ' पश्चिम दिशा में और ' महेश्वरी' उत्तर दिशा में 
रक्षा करें । | 

आग्नेय्यां पातु कौमारी महा-लक्ष्मीश्च नेते । 

` वायव्यां पातु चामुण्डा इन्द्राणी पातु चेशके॥ ८ ॥ 

अर्धात्‌ : ' कौमारी ' आग्नेय कोण में और 'महा-लक्ष्मी' नेऋत _ 
कोण में रक्षा करें। “चामुण्डा' वायव्य कोण में और 'इन्द्राणी' ईशान 
कोण में रक्षा करें। 

जले पातु महा-माया पृथिव्यां सर्व-मङ्गला। 

आकाशे पातु वरदा सर्वतो भुवनेशवरी॥ ९॥ 

अर्थात्‌ : ' महा-माया' जल में और 'सर्व-मङ्गला' पृथ्वी पर रक्षा 
करें। 'वरदा' आकाश में और ' भुवनेश्वरी ' सभी ओर रक्षा करें | 


६४ % दश महाविद्या तन्त्र सार 5 हि 


इदं तु कवचं नाम देवानामपि दुर्लभम्‌। 
पठेत्‌ प्रातः समुत्थाय शुचिः प्रयत-मानसः ॥ °° re 
अर्थात्‌ : यह 'कवच' देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। 7 
उठकर पवित्र हो एकाग्र-मन से इसका पाठ करना eae | 
नाधयो व्याधयस्तस्य न भयं च 7 ११॥ 
न च मारी-भयं तस्य पातकानां भय 0 न कही 
अर्थात्‌ : पाठ करनेवाले को आधि -व्याधिया ७४ डर रहता है, १ 
किसी प्रकार का भय होता है। उसे न महा-मारी की © 
पापों का। न al 


न दारिद्र्य-वशं गच्छेत्‌ तिष्ठेन्मृत्यु-वश ॥१२॥ 


गच्छेच्छिव-पुरे देवि! सत्यं सत्यं वदाम्य और न मृतु के 


अर्थात्‌ : वह दरिद्रता के वश में कभी va यह मैं सर्वथा 


नशीभूत होता है। शिव प्राप्त होता €, 
सत्य कहता हूँ के स्थान को ही वह 


Gal महाविद्या 


दानम साच 


Ves 


yee BEY | 


है! € 
_ 


Le foto ५७०४ 


+ Bh. | 
है _ उवनेश्वरी यन्त्र 


IR 


४. भुवनेश्वरी 


जो मूल प्रकृति है उसे ही भुवनेश्वरी, काली तथा गोपाल सुन्दरी 
कहते हैं । काली चूँकि क्रिया-शक्ति का प्रतीक बनकर आदि में शून्य- 
रूपा होकर स्थित है अत: उनका श्री-स्वरूप अलग है और जब यह 
भुवनेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठित होती है तब इनका श्री-स्वरूप अलग हो 
जाता है। | 

विश्वातीत परात्पर के नाम से जानी जाने वाली काल की महाशक्ति 
काली का अधिकार विश्व से पहले है । अतः इन्हें आद्या तथा विश्व का 
संहार करने वाली कालरात्रि भी कहते है । विश्वोत्पत्ति के उपक्रम में 
षोड्शी की सत्ता कार्यरत होती है एवं समस्त भुवनों का संचालन करती 
हुई वही मूल-महाशक्ति भुवनेश्वरी हो जाती है। | 

सृष्टि का सम्पूर्ण कार्य प्रबन्ध मूलतः तीन बातों पर ही आधारित 
है जिसे कि सृष्टि, संचालन तथा संहार कहते हैं । यह तीनों विशेषताएँ 
एक दूसरे की पूरक हें । इनमें से यदि एक भी क्रियाहीन हो जाये तो 
विश्व में अनेकों अनियमिततायें पैदा हो जायेंगी। 

संहार शून्यरूपा स्थिति है जो कि मृत्यु के बांद और जन्म से पूर्व 
हुआ करती है । यहाँ पर बही आदि अन्त रहित शक्ति कार्यरत होती है | 
मूलतः यह स्वीकार करने में अतिशयोक्त न होगी कि शून्य से 
हुआ करती है । अतः जब कुछ नहीं था अर्थात्‌ संहार था, यहाँ से 
होती है अर्थात्‌ जीव जन्म लेता है। इस प्रकार जन्म के पश्चात्‌ संचालन 


ee eee डिके 


- ८ % दश महाविद्या तन्त्र सार x 


अर्थात्‌ जीवन यापन होता है । एक निश्चित अवधि के उपरान्त ३" | 
संहार होता है। यही चक्र सर्वदा चलायमान है । | 


भुवनेश्वरी मन्त्र 


१. Bt 
२. ऐ हीं 
३. ऐँ हँ ऐ ति 
ऊपर कहे गए तीन मन्त्रं में से किसी एक मन्त्र के HM 
भगवती भुवनेश्वरी का पूजन भजन कर सकता है । 


भुवनेश्वरी का ध्यान 


उद्यदहर्सुतिमिन्तुकिरीटां । 

तुंगकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌॥ 
hed वरदांकुशपाशा- | 
ie करां प्रभजेद्‌ भुवनेशीम्‌॥ देवी कें | 
. देवी | | 
ne कै देह की कान्ति उदय होते हुए सूर्य के तब पत्र और | 


Pd, त शब्द पत्त्ये जगत्कारणमम्बिकाम्‌।' 
शब्द ब्रह्मस्वरूपिणी आमा 
सम्पत्ति लाभ होने के निमित्त उन्हीं. गत्कारणी जगन्माता 


करता हूँ । 


# भुवनेश्वरी ॐ ६९ 


आद्यामशेषजननीमरव्रिन्दयोनेर्विष्णोः 
शिवस्य च वपुः प्रतिपादयित्रीम्‌। 
सष्टिस्थितिक्षयकरीं जगतां त्रयाणां। 
स्तुत्वा गिरं विमलयाम्यहमम्बिके त्वाम्‌ ॥ 
हे मात:! तुम जगत्‌ को आद्या हो, ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने 
बाली जगन्माता हो, ब्रह्मा, विष्णु, शिव को उत्पन्न करने वाली तुम ही 
हो। तुम ही सृष्टि को कर्ता, स्थिति तथा लय करने वाली हो। तुम्हारी 
स्तुति करके मैं अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ। 
पृथ्व्या जलेन शिखिना मरुताम्बरेणा। 
होत्रेन्दुना दिनकरेण च मूर्तिभाजः॥ 
देवस्य मन्मथरिपोरपि शाक्तिमत्ता। 
हेतुस्त्वमेव खलु पर्वतराजपुत्रि॥ 
हे पर्वतराज की पुत्री! जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
यजमान, सोम और सूर्य में विराजमान हैं, जिन्होंने कामदेव को ध्वंस 
किया था, उन महादेव की भी त्रैलोक्य संहार शक्ति तुम्हारे ही द्वारा 
सम्पन्न हुई है। 
त्रिस्नोतस: सकललोकसमच्चिताया। 
वैशिष्ट्यकारणमवैमि तदेव Ara: ॥ 
त्वत्पादपंकजपरागपवित्रितासु । 
शम्भोर्जटासु नियतं परिवर्तनं यत्‌॥ 
हे मात: ! तुम्हारे चरण कमलो की रेणु से पवित्र हुई शिव के 
की जटाजूट में तीन स्रोत वाली भागीरथी सदा शोभा पाती रहती हैं | ड्स 
कारण ही उनकी सब पूजा करते हें । इसी कारण वह सुन्दरी प्रधानता को 
प्राप्त हुई हैं। 
आनन्दयेत्कुमुदिनीमधिपः कलानां। 
नान्यामिनः कमलिनीमथ नेतरां ari 


set | 

७० ४ दश महाविद्या तन्त्र सार | 
| 

१ 


त्वन्तु प्रपञ्चमभिनन्दयसि स्व 
त्वन्तु ` चल कुमुदिती को ही आर्ता | 
हं जननी! जिस प्रकार चन्द्रमा केवल : न 


st कलाका हनी म साग ead क का ही आनन्द बढ़ी 
करते हैं और अन्य को नहीं । सूर्य भी एकमात्र प्रकार एक-एक 
हें और किसी को नहीं । इससे जाना जाता है कि a है, इसी प्रकार सब | 


के आनन्द करने को एक-एक द्रव्य ही निर्दिष्ट yh देती ही। 
जगत्‌ का, एकमात्र तुम्हीं अपनी दृष्टि डालकर 

आद्याप्यशेषजगतां नवयौवतारसि 
शैलाधिराजतनयाप्यतिकोमलासिं तासि । 
त्रय्याः प्रसूरपि तया न समीर स्थितासि 1 | 
हि gm गौरि मनसो न पथि तुम तिरन्त नवयुवती 

। सब 0 भी तुम्ही 

det जगत्‌ की आदिभूत होकर A वेद प्रक” 


यद्यपि तुम ध्यानगम्य 
होती हो। हो, किन्तु इस प्रकार होकर भी 7 


नि: ta Stra जनयित्रि ये त्वा । 

हे जगन्मात:। जो tee पुनः पतन्ति !! तुम्हारी पूरण | 

नहीं करते हे वह मुक्ति aa नरजन्म प्राप्त करके वि | हैं | | 
कर्पूरचू्णहिमवारिविला कर 


णिव भी पुनः 
ये चन्दनेन 


आराधयन्ति कुसुमैश्च सुजातगन्धेः | 
आराधयन्नि सुजातगन्थः 

ते हि भवानि समुत्सुकास्त्वां | 

'बल्वशेषभुवनादिभुवं t प्रथन्ते॥। 


अ भुवनेश्वरी > ७१ 


हे भवानी! जो कर्पूर के चूर्ण संयुक्त शीतल जल से घिसे हुए 
चन्दन और सुगन्धित पुष्पों के द्वारा उत्कंठित मन से तुम्हारी उपासना 
करते हैं, वह सब भुवनों के अधिपति होते हैं । 
आविश्य मध्यपदवीं प्रथमे सरोजे। 
सुप्ताहिराजसदृशी विरचय्य विश्वम्‌॥ 
विद्युल्लताववलयविश्रममुद्वहन्ती ।. 
पद्यानि पञ्च विदलय्य समश्नुवाना ॥ 
हे जननी! तुम मूलाधार पद्म में सोते हुए सर्पराज के समान 
विराजमान होकर विश्व की रचना करती हो। वहाँ से बिजली की रेखा 
के समूह की समान क्रमानुसार ऊर्ध्व में स्थित पंच पद्य को भेदकर 
सहस्र दल पद्म की कर्णिका के मध्य में स्थित परम शिव के सहित संगत 
होती हो! यह विद्युल्लता योग से जागती हे ।* 
तन्निर्गतामृतरसैरभिषिच्च गात्रं। 
मार्गेण तेन विलयं पुनरप्यवाप्ता॥ 
येषां हृदि स्फुरति जातु न ते भवेयु- 
म्मातर्महेश्वरकुटुंब्रिनि गर्भभाजः॥ 
हे जननी हरगृहिणी! तुम सहस्त्र दल कमल से निर्गत हुए सुधारस 
से शरीर को अभिषिक्त करती हुई सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में फिर प्राप्त 
होकर लय हो जाती हो, तुम जिसके हृदय कमल में उदित नहीं होती, 
वह बार-बार गर्भ में प्रवेश अर्थात्‌ पुन: -पुनः जन्मने का दुःख पाता है । 
आलम्बिकुन्तलभरामभिरामवकूत्रा- 
मापीवरस्तनतटीं तनुवृत्तमध्याम्‌॥ 
चिन्ताक्षसूत्रकलशालिखिताढ्यहस्तां। 
मातर्नमामि मनसा तव गोरि मूर्तिम्‌॥ 


* यहाँ पर कुल कुण्डलिनी तन्त्र के विषय पर स्पष्ट घोषणा की जा रही है । जरा गम्भीरता से मनन करें । 
— यशपाल भारती 


mS % दश महाविद्या तन्त्र सार ॐ 


हे जननी! तुम्हारे केश लम्बे हैं । तुम्हारा मुख अत्यन्त मनोहर है। 
तुम ऊँचे कठोर स्तन वाली हो । तुम्हारी कमर पतली है और तुम्हारी चार 
भुजाओं में, ज्ञानमुद्रा, जपमाला, कलश और पुस्तक विद्यमान है। है 
गौरी! तुम्हारी ऐसी मूर्ति को नमस्कार है । 
आस्थाय योगमवजित्य च वैरिषट्क- 
मावध्य चेन्द्रिययणं मनसि प्रसन्ने। 
पाशांकुशाभयवराढ्यकरां सुवकूत्रा- 
मालोकयन्ति भुवनेश्वरि योगिनस्त्वाम्‌ ॥ 
हे भुवनेश्वरी! योगिजन योग का आश्रय लेकर काम क्रोधादि 
शत्रुओं को जीतकर इन्द्रियों को रोककर प्रफुल्लित चित्त से TAFT 
TOT हाथ वाली, सुशोभनमुखी तुम्हारा दर्शन करते हैं । 
उत्तप्तहाटकनिभा करिभिश्चतुर्भि - 
भषिच्यमाना ॥ 
lie नलिने रुचिरे बहन्ती । 
आपि साभयकरा भवसि त्वमेव ॥ 


हे हाथी 
जल पूरित oe rth, हुए काँच के समान वर्ण वाली है। चार € 
हाथों में पद्म और अभिषेक करते हैं। जो एक तरफ 
है वह र अन्य दोनों हाथों में करती 
ह लक्ष्मी अभय तथा वर मुद्रा 


सिंह के 
हाथों से उठाती है ।जो दूर्वादल के te गाना त्याला x 
के शत्रुओं को परास्त किया है । बह ele हो । 


ॐ भुवनेश्वरी x: ७३ 


आविर्निदाघजलशीकरशोभिवक्कूत्रां । 
गुञ्जाफलेन परिकल्पितहारयष्टिम्‌ ॥ 
रत्नांशुकामसितकान्तिमलंकृतान्त्वा- 
माद्यां पुलिन्दतरुणीमसकृत स्मरामि॥ 
पसीने की निकली हुई बूँदों से जिनका मुखमण्डल शोभा पाता 
है। जिन्होंने चौंटली के बीजों से बनी हार धारण की है। पत्रावली 
जिनके वसन हैं। उन्हीं कृष्णकान्ति वाली अनंग के वश में वर्त्तने वाली 
वा अनंग को वश में करने वाली आद्या पुलिन्दर मणी को बारम्बार 
स्मरण करता हूँ। 
हंसैर्गतिक्वणितनूपुरटूरकृष्टै - 
मूते रिवाप्तवचचनेरनुगम्समानो ॥ 
पद्माविवो ध्व मुखरूढ सुजातनाल्ौ | 
श्रीकण्ठपत्नि शिरसैव दधे तवांघ्री ॥ 
हे नीलकंठ को पत्नी! हंस जिस प्रकार नूपुर के शब्द द्वारा दूर से 
खिंचे आते हैं, इसी प्रकार वेद तुम्हारे चरण कमलों का अनुगमन करते 
हैं। किन्तु तुम्हारे चरण कमल श्रेष्ठ नीलकमल के समान विराजमान = । 
मैं तुम्हारे दोनों चरण मस्तक पर धारण करता हूँ। 


द्वाभ्यां समीक्षितुमतृप्तिमितेन दृग्भ्या- 
मुत्पाद्यता त्रिनयनं वृषकेतनेन॥ 
सान्द्रान्रागभवनेन निरीक्ष्यमाणे। 
जंघे उभे अपि भवानि तवानतोऽस्मि॥ 
हे भवानी! वृषभध्वज श्रीमहादेव जी ने दोनों नेत्रों से तुम्हारे रूप 
का दर्शन करके तृप्त न होने से ही मानों तीसरे नेत्र को उन्नत कर 
अत्यन्त गाढ़ अनुराग सहित तुम्हारी जंघा का दर्शन किया है । अतएव मैं 
तुम्हारी उन दोनों जंघाओं को नमस्कार करता हूँ । 


७४ £ दश महाविद्या तन्त्र सार # 


ऊरू स्मरामि जितहस्तिकरावलेपौ । 
स्थौल्येन मार्ईबतया परिभूतरम्भौ ॥ 
श्रोणी भवस्य सहनौ परिकल्प्य दत्तौ । 
स्तम्भाविवांगवयसा तव मध्यमेन ॥ a 
हे जननी! तुम्हारी ऊरु हाथियों की सूंड का गर्व नष्ट करती हाण 
स्थूलता और कोमलता से केले के वृक्ष को परास्त करती है 
नितम्ब देखने से बोध होता है, मानो मध्य देश ने ही स्तम्भ il 
उसको कल्पना करी है। 
श्रोण्यौ स्तनौ च युगपत्प्रथयिष्यतोच्चे- _ 
बाल्यात्पेण वयसा परिकुष्टसारः ! 
ल कक विभाव्य मूर्त्ति 
ध्यन्तव स्फुरति मे हृदयस्य मध्ये॥ qa 
है देवी! तुम्हारा मध्य देश देखने में अनुमान होता है eae 


a स्तनमण्डल दोनो ने उच्चता विस्तार et मध्य = 

का सार कर 

a ग्रहण किया है। इसी कारण हृदय 
स्फुरित हो। 


गया है। हे जननी! तुम्हारा यह मध्य देश ति 


eee, हरनेत्रहुताशभीरो- 
` ` नवयौवनेन! 
नाभिं कदा संस ' पल्वलमप्रशनृष्यं । 
हे जननी। नवयुवती शि र दैवि न विस्मरेयम्‌ ॥ लावण्य 
ATT करके अल्पसरोवर क नेत्राग्नि से डरी हुई रति 
अल्पसरोवर के समान g तुम्हारी 


*: भुवनेश्वरी ॐ ७५ 


स्नानोत्थितस्य करिणः क्षणलक्षफेनौ । 
सिन्दूरितो स्मरयतः समदस्य कुम्भो ॥ 
हे जननी! तुम्हारे दोनों उन्नत Hal ने भस्म धारण की है, उसके 
द्वारा हरका आलिंगन प्रतीत हुआ होता है । और यह दोनों स्तन पद्म मूल 
से अनुलिप्त होने के कारण स्नान से उठे मदयुक्त हाथी के क्षण मात्र को 
फेन से लक्षित गण्ड स्थल का स्मरण कराते हैं। 
कण्ठातिरिक्तगलदुज्ज्वलकान्तिधारा | 
शोभो भुजौ निजरिपोर्मकरध्वजेन॥ 
कण्ठग्रहाय रचितो: किल दीर्घपाशौ | 
मातर्म्मम स्मृतिपथं न विलंघयेतास्‌॥ 
तुम्हारे दोनों हाथ देखने से अनुमान होता है, मानो कामदेव ने 
अपने शत्रु हर का कंठग्र हण करने के लिए दीर्घ पाश बनाया है। हे 
मात: ! तुम्हारे यह दोनों हाथ मैं कभी न भूलूँगा । 
नात्यायतं  रचितकम्बुविलास चोर्य्य । 
भूषाभरेण विविधेन विराजमानम्‌॥ 
कण्ठं मनोहरगुणां गिरिराजकन्ये। 
सञ्चिन्त्य तृप्तिमुपयामि कदापि नाहम्‌ ॥ 
हे गिरिराजपुत्री !. जो अत्यन्त दीर्घ नहीं है ऐसे अनेक प्रकार के 
अलंकृत मनोहरगुण तुम्हारे कंबुकंठ की में भावना करता हुआ कभी 
तृप्त न होऊँ। 
अत्यायताक्षमभिजातललाटपट्टं । 
मन्दस्मितेन दरफुल्लकपोलरेखम्‌॥ 
विम्बाधरं वदनमुन्नतदीर्घनासं। 
यस्ते स्मरत्यसकु दम्ब स एव जात: ॥ 
तुम्हारे मुख मण्डल में aga चौडे नयन विराजमान हैं। भाल 
परम मनोहर दिखाई देता है। मृदुहास्य द्वारा कपोल प्रफुल्लित हुए हैं। 


७६ £ दश महाविद्या तन्त्र सार 4 


अधर बिम्बफल के समान शोभा पाते हैं । सुन्दर चेहरे पर उन्नत दीर्घ 
नासिका विराजमान हे । जो पुरुष तुम्हारी ऐसी देह का स्मरण करते हैं। 
उनका ही जन्म सफल होता है। 
आविस्तुषारकरलेखमनल्पगन्ध- 
पुष्पोपरि भ्रमदलिव्रजनिव्विशेषम्‌ ॥ 
यश्चेतसा कलयन्ते तव केशपाशं । 
तस्य स्वयं गलति देवि पुराणपाशः ॥ थित 
हे देवी! तुम्हारे केश चन्द्रमा की चाँदनी से प्रकाशित 
स्वल्प गंधयुक्त फल के ऊपर भ्रमण करने वाले भौरे के 
होते हैं। जो पुरुष तुम्हारे ऐसे केशपाश की भावना करते 
सनातन संसारपाश कट जाता है । 
श्रुतिसुरचितपाकं धीमतां स्तोत्रमेतत्‌ । 
पठति य इह मर्त्यो नित्यमार्द्रान्तरात्मा ॥ 
स भवति पदमुच्चैः सम्पदां पादनम्रः । | 
जो वि ae क्षतिपमुकुटलक्ष्मीलक्षणानां चिराय ॥ द होकर 
पुरुष बुद्धिमानो के श्रुति सुखदायक इस स्तोत्र को और राजा 


०२३३ पढ़ते हैं, बह सम्पूर्ण सम्पदाओ के स्वामी होते हैँ 
' सदा उनके चरण कमलो में झुका करते हैं। 


& 


समान 
हैँ । उनकी 


* भुवनेश्वरी = ७७ 


पातक दहन भुवनेश्वटी-कवच 


शिव sara 
पातकं दहनं नाम wad सर्व्वकामकम्‌। 
श्रुणु पार्व्यति वक्ष्यामि तव स्नेहात्प्रकाशितम्‌॥ 
श्री शिवजी बोले-हे पार्वती! ' पातकदहन नामक' भुवनेश्वरी 
का कवच कहता हूँ। सुनो । इसके द्वारा सब कामना पूर्ण होती हैं । तुम्हारे 
प्रति स्नेह के कारण इसको व्यक्त करता हूँ । 
पातकं दहनस्यास्य सदाशिव कत्रश्षिःस्मृतः | 
छन्दोऽनुष्टुब्‌ देवता च भुवनेशी प्रकोर्तिता । 
धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोग: प्रकोर्त्तितः ॥ 
इस कवच के ऋषि सदाशिव, छन्द आनुष्टुप्‌, देवता भुवनेश्वरी 
और धर्मार्थ काममोक्ष के निमित्त इसका विनियोग है । 
ऐं बीजं मे शिरः पातु St बीजं वदनं मम। 
श्रीं बीजं कटिदेशन्तु सर्वांगं भुवनेश्वरी | 
दिक्षु चैव विदिक्ष्वीयं भुवनेशी सदावतु it 
ऐं मेरे मस्तक की, हीं मेरे मुख को, श्रीं मेरे कमर को और 
भुवनेश्वरी मेरे सर्वांग की रक्षा करे। क्या दिशा क्या विदिशा aaa 
भुवनेशी ही मेरी रक्षा करे। | 
| अस्यापि पठनात्सद्य: कुबेरोऽपि धनेश्वर: । 
तस्मात्सदा प्रयलेन पठेयुर्म्मानवा भुवि॥ 
इस कवच को पढ्ने के प्रसाद से कुबेर जी तत्काल धनाधिपति 
हैं। अतएव साधको को इसका सदा पाठ करना चाहिए। 


& 
p< 


७८ ४: दश महाविद्या तन्त्र सार ४: 


सँकटमोचिनी कालिका सिद्धि 


मन्त्र-तन्त्र के उद्भट विद्वान और भविष्या अनुपम eq! 
योगीराज आद्यानन्द यशपाल “भारती बोडशोपचार 


काली कौन है, कालिका पूजन की सामान्य arg विनियोग 
पूजन विधि, कलश स्थापन, तर्पण, होम विधान, मा 
मन्त्र, काली प्रत्यंगिरा, कर्पूर स्तोत्र, कीलक स्तोत्र दक्षि खड्गा माला 
काली त्रैलोक्यमोहन कवच, काली शतनाम स्तोत्र काली कालिका 
काली स्तवोपनिषद काली ककारादि नाममाला, कालिकाष्टक काली 


स्तुति, काली बोधन स्तोत्र, गुह्यकाली स्तोत्र, “ea स्तोत्र, 
सुधाधारा स्तोत्र, शत्रु विनाशक कालिका स्तोत्र, काली हित की 
काली कस्तूरी स्तब:राज एवं काली क्षमापण स्तोत्र त्र साधकी र 


सिद्धि के लिए अनमोल पुस्तक है । मन्त्र-तन्त्र के 
लिये संग्रहणीय प्रकाशन । 


| अकाशक > 
रणधीर प्रकाशन: नारित्रार 


ST Sn Sa gh कु 7 010 0409 0020003 2600030000 BEN है टर 1 Ma ० tee 


दका माहानिछा 


dot Gide 


iS ABZ 


NER 


ih" 
रज 


५. श्री छिन्नमस्तिका यन्त्र 


७. छिन्नमस्तिका 


एक बार आद्यभवानी अपनी सहचरियों जया तथा विजया के 
साथ नदी में स्नान करने के निमित्त गयी । उस स्थल पर स्नान करते हुये 
देवी के हृदय में सृष्टि निर्माण की प्रबल अभिलाषा जागृत हुई। इस 
इच्छा शक्ति की गरिमा के प्रभाव से देवी का रंग काला पड़ गया। वह 
स्वयं में मगन थीं और समय भी अत्यधिक व्यतीत हो चुका था। दोनों 
सहचरियों ने उनसे बताया कि उन्हें भूख लगी हुई है। 

देवी ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिये कहा । कुछ समयोपरांत उन्होंने 
पुन: उन्हें स्मरण कराया कि वह भूखी हैं। तब देवी ने अपने खड्ग से 
अपना शीश छिन्न कर दिया और उनके धड़ से रक्त की लहरें फूट 
पड़ीं। देवी ने अपना कटा हुआ शीश अपने हाथ पर रख लिया था। धड़ 
से प्रवाहित हो रहे रक्त को उनकी सहचारियाँ तथा स्वयं उनका मुख 
पीने लग गया। 

भारत में जो 'चिन्तपुर्णी' देवी के नाम से हिमाचल (ऊना जिला) 
में जो भव्य-मन्दिर भक्तों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है वह 
छिन्नमस्ता देवी का ही है। 


छिन्नमस्ता मन्त्र 
श्रीं Gt क्लीं ऐं वज़वैरोचनीये हुं हुं फट स्वाहा ॥ 


८२ :: दश महाविद्या तन्त्र सार # 


छिन्च्नमस्या ध्यान | र्शक 
प्रत्यालीढपदां सदैव दधतीं छिन्नं शिरःकत्तृका | 
दिग्वस्त्रां स्वकबन्धशोणितसुधाधारां लकत 
नगाबद्धशिरोमणिं, त्रियनयनां TT 
रत्यांसक्तमनो भवोपरि दूढां ्यायेज्जपासनि | 
दश्े चातिसिताविमुक्तचिकुरा कर्तृस्तथा रर 
हस्ताभ्यां दधती रजोगुणभवो नाम्नापिसा पर मुदा! 
देव्याश्छिन्नरकबन्धतः पतदसृग्धारां ae म 
नागाबद्धशिरोमणिर्म्मनुविदा ध्येय सदा सा ait 
वामे कृष्णतनूस्तथेव दधती खंगं तथा मुदा ॥ 
प्रत्यालीढपदाकबन्धविगलद्रक्तं तामसी । 
सैषा या प्रलये समस्तभुवनं भोक्तुं क्षमा ॥| 
शक्ति; सापि परात्‌ परा भगवती नाम्ना परा डाकिनी | a | किये और 
देवी प्रत्यालीढपदा हैं, अर्थात्‌ युद्ध के लिये आगे नशर और खंग 
एक पीछे करके वीर वेश करके खड़ी हैं। इन्होंने छि वे निकली & 
धारण किया हुआ है । देवी नग्न हैं और अपने छि गली प्रणि है, तीत 
शोणित धारा का पान करती हैं | उनके मस्तक में oat है । यह रति में 


नेत्र हैं और वक्षःस्थल कमलो की माला से a कान्ति जपा 
आसक्त काम करके ऊपर दंडायमान है । इनकी दे वर्ण वाली, 
पुष्प के समान रक्त वर्णा है । देवी के दाहिने भाग में नाम 


खुले केश, कैंची और खर्पर धारिणी एक देवी खड़ी धारा की 
ee है। यह वर्णिनी देवी के छिन्न गले से गिरती टुँई ae’ खर्पर 
पान करती है । इनके मस्तक में नागाबद्ध मणि है। बार्यी तरफ ng से 
धारिणी कृष्ण वर्णा दूसरी देवी खड़ी है। यह देवी के । और 
निकली हुई रुधिर धारा का पान करती हैं । इनका दाहिना पॉव - 
बायाँ पाँव पीछे के भाग में स्थित है । यह प्रलय काल के समय सम्पूर्ण 


४६ छिन्नमस्तिका ॐ . ८३ 


जगत्‌ का भक्षण करने में समर्थ हैं । इनका नाम “डाकिनी ' है । 


छिन्नमस्ता स्तोत्र 


नाभो शुद्धसरोजरक्तविलसद्वन्धूकपुष्पारुण | 
- भास्वद्भास्करमण्डलं तदुदरे तद्योनिचक्रम्महत्‌॥ ` 
` तन्मध्ये विपरीत मैथुन रतप्रद्युम्नतत्कामिनी। 
पुष्ठस्थां तरुणार्ककोटिविलसत्तेजः स्वरूपां शिवाम्‌॥ 
उनकी नाभि में खिला हुआ कमल हे । उसके मध्य में बंदूक पुष्प 
के समान लाल वर्ण प्रदीप्त सूर्य मण्डल है, उस रवि मण्डल के मध्य में 
बड़ा योनि चक्र है। उसके मध्य में विपरीत मैथुन क्रीडा में आसक्त 
कामदेव और रति विराजमान हैं | इन कामदेव और रति को पीठ में 
प्रचण्ड अर्थात्‌ छिन्नमस्ता स्थित हैं । यह करोड़ तरुण सूर्य के समान तेज 
शालिनी और मंगलमयी हैं । 
वामे छिन्नशिरोधरां तदितरे पाणौ महत्कर्तृका। 
` प्रत्यालीढपदां दिगन्तवसनामुन्मुक्तकेश्रजाम्‌॥ 
छिन्नात्मीसशिरः समुल्लसद्सृग्धारां पिबन्तीं परां। 
बालादित्यसमप्रकाशक्रिलसन्नेत्रत्रयोद्भासिनीम्‌ ॥ 
इनके बायें हाथ में छिन्न मुण्ड है । दाहिने हाथ में भीषण कृपाण 
है। देवी एक चरण आगे एक चरण पीछे किये वीरवेष से स्थित हैं। 
दिशा के वस्त्रों को धारण किये हुए हैं। उनके केश खुले हुए हें । यह 
अपने सिर को काटकर उसकी रुधिर धारा का पान कर रही हें । इनके 
तीनों नेत्र प्रात:कालीन सूर्य के समान प्रकाशमान हैं । 
वामादन्यत्र नालं बहु बहुलगलद्रकतधाराभिरु cet: | 
पायन्तीमस्थिभूषां करकमललसत्कर्तृकामुग्रस्ूपाम्‌॥ 
रक्तामारक्तकेशीमपगतवसनां वर्णिनीमात्मशकितिं । 
प्रत्यालीढोरुपादामरुणितनयनां योगिनीं योगनिद्राम्‌॥ 


८४ ४: दश महाविद्या तन्त्र सार x: 


है । यह योगिनी की उग्र मूर्ति है। यह रक्तवर्णा 
नग्न है और प्रत्यालीढपद से स्थित हैं । इनके नेत्र 
मस्ता देवी अपनी देह से निकलती हुई रुधिर धारा का पान ' 
दिग्वस्त्रां मुक्तकेशीं प्रलयघटघटाघोररूपां oe । 
दंष्ट्रांदुष्प्रेक्ष्यवक्त्रोदरविवरलसल्लो लजिह्वाग्र anf 
विद्युल्लोलाक्षियुग्मा हदयतटलसद्धोगिभीमा on ; 
सद्यश्छिन्नात्मकण्ठप्रगलितरुधिरैडाकिनीं त<* सके केश 
जो योगिनी वाम भाग में स्थित है, वह नग्न हैं यंकर है वह 
खुले हुए हैं । उसकी मूर्ति प्रलय काल के मेघ के समान al 
प्रचण्ड स्वरूपा है । इसका मुखमण्डल दाँतो से दुर्निरीक्ष ही इसके तीनों 
मुख मण्डल के मध्य में चलायमान जीभ शोभित हो रही है! विराजमान है। 
नेत्र बिजली के समान चंचल हैं। इसके हृदय में सर्प को अपने 
इसकी अत्यन्त भयानक मूर्ति है । छिन्नमस्ता देवी इस 
कंठ के रुधिर से तृप्त कर रही हैं। 
ब्रह्मोशानाच्युताद्यैः शिरि 


विनिहितामंदपादारविंदामात्मज्ञैयों गिमुख्यैः 
सुनिपुणमनिशं चिन्तिताचित्यरूपाम्‌ संसारे सर 
त्रिभुवनजननी छिन्न ag प्रशस्तामि 
तामिष्टदात्रीं कलिकलुषहरां चेतसा चिन्ता छिन्नमस्ता 
ब्रह्मा, शिव और विष्णु आदि आत्मज्ञ योगीन्द्रगण छित इनके 
देवी के पादारविन्द को मस्तक में धारण करते हैं । वह प्रतिदिन ® नो 
अचिन्त्य रूप का मनन करते हैं। यह संसार का सारभूत हैं ! ae व 
लोकों को उत्पन्न करने वाली हैं । यह मनोरथो को सिद्ध वाली दै! 
इस कारण, कलियुग के पापों को हरने वाली इन देवी जी का मैं मन ' 


x छिन्नमस्तिका ॐ: ८५ 


ध्यान करता हुँ | 
उत्पत्तिस्थितिसंहतीर्घटयितुँ धत्ते त्रिरूपां तनुं। 
त्रैगुण्याज्जगतो मदीयविकृतिब्रह्माच्युतः शूलभृत्‌ ॥ 
तामाद्यां प्रकृतिं स्मरामि मनसा सर्व्वार्थसंसिद्धये । 
यस्याः स्मेरपदारविन्दयुगले लाभं भजन्तेऽमराः॥ 
यह संसार को उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने के निमित्त 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन मूर्तियों को धारण करती हैं । देवता इनके 
खिले कमल के समान दोनों चरणों का सदा भजन करते रहते हैं। 
सम्पूर्ण अर्थो को सिद्धि के निमित्त छिन्नमस्ता देवी का मन में ध्यान 
करता हूं । 
अपि पिशित-परस्त्री-योगपूजापरोऽहं। 
बहुविधजडभावारम्भसम्भावितोऽहम्‌॥ 
पशुजनविरतोऽहं भेरवीसंस्थितोऽहं। 
गुरुचरणापरोऽहं भेरवोऽहं शिवोऽहम्‌॥ 
में सदा मद्य मॉस, परस्त्री आसक्त तथा योगपरायण हूँ । मैं जगदम्बा 
के चरण कमल में, संलिप्त हो बाह्य जगत्‌ में रहकर जडभावापन्न हूँ । 
में पशुभावापन्न साधक के अंग से अलग हूँ । मैं सदा भैरबीगणों के मध्य 
में स्थित रहता हूँ। मैं गुरु के चरण चमलों का ध्यान करता रहता हूँ। मैं 
भैरव स्वरूप और मैं ही शिवस्वरूप हूँ । 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं ब्रह्मणा भाषितं पुरा। 
सर्व्वसिद्द्रिप्रदं साक्षान्महापातकनाशनम्‌॥ 
यह महापुण्य का देने वाला स्तोत्र पहिले ब्रह्मा जी ने कहा है। यह 
स्तोत्र सम्पूर्ण सिद्धियों का देने वाला है 1 बड़े बड़े पातक और उपपातकों 
का यह नाश करने वाला है। | 
यः पठेत प्रातरुत्थाय देव्याः सन्निहितोऽपि वा | 
तस्य सिदिद्वर्भवेद्देवि वाञ्छितार्थप्रदायिनी ॥ 


८६ $ दश महाविद्या तन्त्र सार x 


जो मनुष्य प्रातःकाल के समय शय्या से उठकर वा छिन्नमस्ता 
देवी के पूजा काल में इस स्तोत्र का पाठ करता है, हे देवी! की 
मनोकामना शीघ्र पूर्ण ही होती है। 
` धनं धान्यं सुतां जायां हयं हस्तिनमेव च। _ 
__ वसुब्धरां महाविद्यामष्टसिद्धिर्भवेदशुवम | ॅॅ1 
. इस स्तोत्र के पाठ करने वाले मनुष्य को धन, धान्य, >” सिद्धियों 
घोड़ा, हाथी और पृथ्वी प्राप्त होती है । बह अष्ट सिद्धि और नव सि 
को निश्चय ही लाभ पाता है । | 
वैयाघ्राजिनरञ्जितस्वजघने रम्ये प्रलम्बोदरै | | 
खर्व्वेऽनिर्वचनीयपर्व्वसुभगे मुण्डावलीमण्डिद | 
eat कुन्दरुचिं विचित्ररचनां ज्ञान दधाने :॥ 
मातर्भक्तजनानुकम्पितमहामायेऽस्तु तुभ्य ii किया 
हे मातः! तुमने व्याघ्रचर्म द्वारा अपनी जंघाओं अधिक 
हुआ है। तुम अत्यन्त मनोहर 'आकृति वाली हो । तुम्हारा 3 नीय 
लम्बायमान है। तुम छोटी आकृति वाली हो। तुम्हारा में part 
त्रिवली से शोभित है । तुम मुक्ता से विभूषित हो । तुमने ही भक्तों के ऊपर 
श्वेत वर्ण विचित्र कतरनी शस्त्र धारण कर रखा है । तुम भ्वी करता 
सदा दया करती हो। हे महामाये | तुमको मैं बारम्बार नमस्कार 


४: छिन्नमस्तिका : ८७ 
छिन्नमस्ता कवच 


हुँ बीजात्मिका देवी मुण्डकर्तृधरापरा। 
हृदयं पातु सा देवी वर्णिनी डाकिनीयुता ॥ 
देवी डाकिनी से युक्त मुण्डकर्तृ को धारण करने वाली, हूँ बीजयुक्त 
महादेवी मेरे हृदय की रक्षा करें । 
श्रीं St हुं ऐं चैव देवी पूव्वंस्यां पातु सर्वदा । 
सर्व्खांगं मे सदा पातु छिन्नमस्ता महाबला ॥ 
श्रीं हीं हुं ऐ बीजात्मिका देवी मेरी पूर्व को और छिन्नमस्ता सदा 
मेरे सर्वांग को रक्षा करे । 7 
वञ्चवैरोचनीये हुं we बीजसमन्विता। 
उत्तरस्यां तथाग्नौ च वारुणे ने्ऋतेऽवतु॥ 
' वञ्रवैरोचनीये हूं he’ देवी उत्तर में, अग्नि, वरुण और नैऋत्य 
दिशा में रक्षा करे। 
इन्द्राक्षी भेरवी चेवासितांगी च संहारिणी । 
सर्व्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै॥ 
इद्राक्षी, भेरवी, असितांगी और संहारिणी देवी सर्वदा मेरी सब 
दिशाओं में मेरी कक्षा करे। 
इदं कवचमज्ञात्वा यो जपेच्छिन्नमस्तकाम्‌। 
न तस्य फलसिद्द्धिः स्यात्कल्पकोटिशतेरपि ॥ 
इसकवच को बिना जाने जो पुरुष छिन्नमस्ता का मंत्र जपता है 
वह सौ करोड़ कल्प में भी उसका फल प्राप्त नहीं कर पाता है। 


o 


ECG ४: दश महाविद्या तन्त्र सार 5 


अँक ज्योतिष 

लेखक : योगीराज यशपाल जी हत पर 
. यह पुस्तक अपने आप में नवीनता संजोए हुए है । ae ही नहीं 
अनेकों पुस्तकें देखी होंगी पर अभी तक ऐसी पुस्तक भव का 
हुई शी। इसमें कही गई प्रत्येक बात बड़े परिश्रम तथा ताए गए 
नि „५ ` । इसमें भाग्य को अनुकूल बनाने के अनेकों ST को 


हैं। योगीराज यशपाल जी ने अनेकों पाठकों की आवशयक, कि इस 


समक्ष रखकर इस पुस्तक का लेखन किया है । इनका कर्ही किया 
पुस्तक में कही गई सभी बातो के अनुसार विचार और आर्चर 


ज” . तो भाग्य आप को अपने अनुकूल कर सकते हँ । 
प्रकाशक : 


रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार 


Oo ae a a et लत a 
ee A at Samana — ite ee 


वका Aelia 


dot dle 


६. अिपुर मेरवी 


§. त्रिपुर भेरवी 

भेरवी योगेश्वरी रूप उमा है। तथा जगत का मूल कारण है। . 

पूर्व पृष्ठों में वर्णित घटनानुसार जब शिवजी का मार्ग अवरुद्ध 
करके दशों दिशाओं में दश महादेवियाँ दर्शन देती हैं और शिवजी उनसे 
उनका परिचय पूछते हैं, तब पार्वती कहती हैं 

अहं तु भैरवी भीमां शम्भो मा त्वऽभयं कुरु॥ 

अर्थात्‌ हे शिव ! मैं स्वयं ही भैरवी रूप से आपको अभय दान देने 
के लिये प्रस्तुत हुई हूँ । | 

` अतः कहा जा सकता है कि पार्वती ही भैरवी रूपा है । 

श्री भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है । इनके ध्यान का 
उल्लेख सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ 
है। इनका रंग लाल है, लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुण्डमाला धारण 
करती हैं, स्तनों पर रक्त चन्दने का लेप करती हैं, जयमाला, पुस्तक 
तथा अभय और वर नामक मुद्रा धारण किए हुए हैं। कमलासन पर 
विराजमान हैं । मधुपान कर महिष का हृदय विदीर्ण करने के लिए इस 
घोर रूप का अवतरण हुआ है। इनका यन्त्र सुवर्ण में धारण करना 
a । संकटो से मुक्ति के लिए इनकी उपासना फलप्रदा है । जनलपुर 
के पास स्थित प्राचीन स्थान त्रिपुरी इस शक्ति का आराधनापीठ था । 

कैरवी-म॑ँत्र 
हसरे हसकलरीं Zar: | हसरे हसकलरीं हसरोः ॥ 


९२ x दश महाविद्या तन्त्र सार ॐ 
छौैरवी ध्यान 


उद्यद्‌भानुसहस्त्रकान्तिमरुणक्षौमाँ शिरोमालिकां। 
रक्‍तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्‌। 
हस्ताब्जैदधतीं त्रिनेत्रविलसद्रक्तारविन्दश्रियं। 
देवीं बद्धहिमांशुरक्तमुकुटां बन्दे समन्दस्मिताम्‌॥ 
देवी के देह की कान्ति उदय हुए सहस्र सूर्य के समान है | रवत 
वर्ण वस्त्र पहिने, गले में मुण्डमाला और दोनों स्तन रक्‍त से भीगे हए ६ 


चारों हाथों में और 
इनके चारों हाथों में जपमाला, पुस्तक, अभय मुद्रा तथा वर छः हैँ 


लला? क \\ o> के 
THE म चद्र विद्यमान है। इनके तीनों नेत्र लालक? त 
मस्तक if te जडित मुकुट और मुख पर मृड हास्य 


जपा होम । 
दीक्षां प्राप्य जपेन्मंत्रं तत्त्वलक्ष अकल ।| 
पुष्पैर्भानुसहस्त्राणि जुहुयादबहाईं पुरश्चरण पूर्ण हीता ह 
eo मन्त्र का दश लाख जप करने से पुर ent! 
के फूलों से बारह हजार होम करना 


मैरनी-स्लोत़ा | 
जनया त्वां त्रिपुरे स्तोच्येउभीष्टफल | 
हे SS ता लक्ष्मी मनुजाः सुपु स्तुति 
करता हुँ। इस मैं वांछित फल प्राप्त होने की न देवी की 
प्राप्त करते हैं। के द्वारा मतुष्यगण देवताओं से पूर्जित 


ब्रह्मादय: स्तुतिशतैरपि सूक्ष्मरूपां | 
जानन्ति नैव जगदादिमनादिमू्त्तिम्‌। 


>: त्रिपुर भेरवी x ९३ 


तस्माद्वयं कुचनतां नवकुकुमाभां। 
स्थूलां स्तुमः सकलवाङ्मयमातृभूताम्‌॥ 
हे जननी! तुम जगत्‌ की आद्या हो। तुम्हारा आदि नहीं है। इसी 
कारण ब्रह्मादि देवतागण भी सैंकड़ों स्तुति करके सूक्ष्मरूपिणी तुमको 
समझ पाने में समर्थ नहीं हैं उनकी ऐसी वाकूसम्पत्ति ही नहीं हो पाती 
है, कि जो तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ हों। इस कारण हम कुंकुम के 
समान कांतिवाली वाक्य रचना की जननी उन्नत पुष्टस्तन वाली तुम्हारा 
स्तुतिगान करते हें | 
सद्यः समुद्यतसहस्त्रदिवाकराभां। 
विद्याक्षसूत्रवरदाभयचिह्वहस्ताम्‌ । 
नेत्रोत्पलैस्त्रिभिरलंकृ तवक्रपद्यां । 
त्वां हारभाररुचिरां त्रिपुरे भजामः ॥ 
हे त्रिपुरे ! तुम्हारे देह की कांति नये उदित होते हजार सूर्यो के 
समान उज्ज्वल है । तुम चारों हाथों में विद्या, अक्षयसूत्र और अभय धारण 
करती हो । तुम्हारे तीनों नेत्रकमलों से मुखकमल अलंकृत हुआ है । तुम्हारा 
गला हार से विराजमान है । ऐसी मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ । 
सिन्दूरपूररुचिरं HAUG | 
जन्मान्तरेषु कृतपुण्यफलैकगम्यम्‌ | 
अन्योन्यभेदकलहाकु लमानसास्ते । 
जानन्ति किं जडधियस्तव रूप ART ॥ 
हे जननी! तुम्हारा रूप सिन्दूर के समान लालवर्णा है । तुम्हारा 
देहांश भारी एवं उन्नत स्तनों के भार से झुक रहा है, जिन्होंने जन्म 
जन्मान्तर से बहुत पुण्य संचय किया है। वही उस पुण्य के प्रभाव से 
तुम्हारा ऐसा रूप देखने में समर्थ होगा। जो पुरुष निरंतर परस्पर कलह 


hrs हैं, वह जडमती पुरुष तुम्हारा ऐसा रूप किसे प्रकार जत 
? 


Ox , 
| :: दश महाविद्या तन्त्र सार £ 


स्थूला वदन्ति मुनयः श्रुतयो गुणन्ति | 
सूक्ष्मां वदन्ति वचसामधिवासमन्ये। 
त्वां मूलमाहुस्परे जगतां भवानि। 
मन्यामहे वयमपारकृपाम्बुराशिम्‌ | 
हे भवानी! मुनिगण तुमको स्थूल कहकर वर्णन करत हँ । श्रुतिये 
तुमको स्थूल कहकर स्तुति करती हे | कोई जन तुमको TH को 
अधिष्ठात्री देवी कहते हैं । अपरापर अनेक विद्वान पुरुष जगत्‌ क & 
कारण कहते हैं। किन्तु मैं तुम्हें केवल मात्र दया देवी करुण 
जानता हूँ । | 
चन्द्रावतंसकलितां शरदिन्दुशुर्थ । 
पञ्चाशदक्षरमयौं हृदि भावयति । 
त्वां पुस्तकं जपवटीममृताढद्यर्कुम* ' 
` गयादानालल हस्तकमलैईधर्ती त्रिनेत्रार्म ति शरद के 
हे जननी! तुम चंद्र से अलंकृत हो । तुम्हारे देह की We 
चंद्रमा के समान शुभ है । तुम्हीं -पचासं वर्णो वाली बर्णमार्ली हौँ । तुम्हार 
चार हाथों में पुस्तक, जपमाला, सुधावर्ण कलश और या 
विद्यमात है । तुम्हीं त्रिनेत्रा हो। साधक इस प्रकार a gen ie 
हृदयकमल में ध्यान करते हैं । 
शम्भुस्त्वमद्रितनया कलितार्द्धभागी । 
पक्षात तमन्यकमलापरिबद्देह क : । 
येषां क्रियाश्च वागाधिवासभूमिः । 
क्रियाश्च जगति त्रिपुरे त्वमेव ॥ agai 


हे जननी! तुम्हीं 


अर्द्धनारीश्वर श॑ 
कमलाशिलष्टा विष्णु रूपिणी हो. रूप से शोषाय णी छ] 


तुम्हीं बागाधिष्ठात्री-- देवी हो 
केवल तुम्हीं हो। ' अह्यादिक की सृष्टिक्रिया शिति भी 


* त्रिपुर भैरवी > ९५ 


आकुञ्च्य वायुमवजित्य च वैरिषट्क- 
मालोक्य निश्चलधियो निजनासिकाग्रम्‌। 
ध्यायन्ति मूध्नि कलितेन्दुकलावतंसं। 
तद्रुपमम्ब कृति तस्तरुणार्कमित्रम्‌॥ 
हे अम्बे! विद्वान्‌ पुरुष वायु का निरोध करके काम क्रोधादि छः 
शत्रुओं को जीतकर अपनी नासिका का अग्र भाग देखते हुए चन्द्रस्वरूपी 
त्रये उदय हुए सूर्य समान तुम्हारे रूप का सहस्त्र कमल में ध्यान करते हैं । 
त्वं प्राप्य मन्मथरिपोर्वपुरर्धभागं। 
सृष्टिं करोषि जगतामिति वेदवादः t 
सत्यं तदद्रितनये जगदेकमात- 
रनोचेदशेषजगतः स्थितिरेव न स्यात्‌॥ 
हे पर्वतराजपुत्री! तुमने काम का दमन करने वाले महादेव के 
शरीर का अर्द्धाश अबलम्बन करके जगत्‌ को उत्पन्न किया है। वेद में 
जो इस प्रकार वर्णन है, वह सत्य ही जान पड़ता है। हे विश्वजननी! 
बदि ऐसा न होता, तो कभी जगत्‌ की स्थिति संभव नहीं होती। 
पूजां विधाय कुसुमैः सुरपादपानां। 
पीठे dart कनकाचलगह्वरेषु। 
गायन्ति सिद्धवनिताः सह किन्नरीभि- 
रास्वादितामृतरसारुणपदानेत्राः ॥ 
हे जननी! जो कि सिद्धों की स्त्रियों के किन्नरीगणों के सहित 
एकत्र मिलकर आसव रस पान किया, इस कारण उनके नेत्रकमलों ने 
लोहित कांति धारण की है । वह पारिजातादि सुरतरु के फूलों से तुम्हारी 
पूजा करती हुई कैलाश पर्वत की कन्दराओं में तुम्हारे नाम का गायन 
करती हैं । 
विद्युद्विलासवपुषं श्र्रियमुद्वहन्तीं । 
यान्तीं a 


१६८ > दश महाविद्या तन्त्र सार 5: 


सौन्दर्यराशिकमलानि विकाशयन्तीं। 
देवीं भजे हृदि परामृतसिक्तगात्राम्‌॥ 
हे देवी! जिन्होंने बिजली की रेखा के समान दीप्तमान्‌ देह थार” 


किया है । जो अतिशय शोभा से युक्त है । जो अपने वासस्थान 
पद्म से सहस्र बार कमल में जाने के समय सुषुम्णा में स्थित 


पद्म समूह 


वह 
को विकसित करती है । जिनका शरीर परम अमृत से अ भषिक्त है । 


देवी तुम्हीं हो । मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ । 


आनन्दजन्मभवनं भवनं श्रुतीनां । 
चैतन्यमात्रतनुमम्ब तवाश्रयामि। 
ब्रह्मेशविष्णुभिरु पासितपादपद्या । 


सौभाग्यजन्मवसर्ती त्रिपुरे यथावत्‌ ॥ शरीर 


तिला, त्रिपुरे! तुम्हारा देह आनन्द भवन है । 
दयो उत्पन्न हुई हैं । यह देह चैतन्यमय है । ब्रह्मा, विष्ट 
piel he को आराधना करते हैं । सौभाग्य तुम्हार 
शो शरीर का 

करता हूँ | भा पाता है । मैं तुम्हारे ऐसे 
सर्व्यार्थभावि भुवनं सृजतीन्दुरूपा ' 
चा तदिबर्भित्त पुरनर्कतनुः स्वशक्त्या | 
i शारदा हरति तत्‌ सकलं युगान्ते । 
चन्द्ररूप से भवनों की सृष्टि, सूर्यरूपं 


अग्नि रूप से [स करती हैं, 
देवी को मैं कभी न भूल सकूँ । उस सबको ध्वंस करती 


नारायणीत्ि नरकार्णखतारिणीति। 
गौरीति रब्रेदशमनीत्ति सरस्खतीति। 


से ही 
महदिव 


al 
ग्रहण 


से पालन. 
उस शारदा 


>: त्रिपुर भेरवी = २ 


ज्ञानप्रदेति नयनत्रयभूषितेति। 
त्वार्मद्रिराजतनये विबुधा बदन्ति॥ 
हे परर्वतराजकन्ये ! साधकगण तुम्हारी~नारायणी, नरक-रूप सागर 
से तारने वाली देवी, गौरी, दु:खनाशिनी, सरस्वती, ज्ञानदाती और तीन 
नेत्रों से भूषिता इत्यादि रूप से आराधना करते हैं । 
ये स्तुवन्ति जगन्माता श्लोकैरद्धादशभिः क्रमात्‌ । 
त्वामनुप्राप्य वाक्सिद्धि्िं प्राप्नुयुस्ते परां गतिम्‌॥ 
हे जगन्मातः | जो पुरुष इन बारह श्लोकों से तुम्हारी स्तुति करते 
है, वह तुमको प्राप्त करके वाकूसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, और देह के 
अंत में परमगति को प्राप्त होते हैं । 


(९ 
win 


०.२ 
| . दश महाविद्या तन्त्र सार : 
भैरवी-कवच 


भैरवी कवचस्यास्य सदाशिव ऋषिः स्मृतः ! 
छन्दोऽनुष्टुन्‌ देवता च भेरवी भयनाशिी 
धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ यनाशिनी 
भैरवी कवच के ऋषि सदाशिव, छंद अनुष्डप, य. 
भैरवी और धर्मार्थ काममोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका बितियोग त 
eat मे शिरः पातु भेरवी भयनाशिनी | 
हसकलरी नेत्रञ्च हसरौश्च | 
कुमारी सर्व्वगात्रे च वाराही उत्तरे तथ | 
get च वैष्णवी देवी इन्द्राणी मम दक्षि 
दिग्विदिक्षु सर्व्वत्रैव भैरवी वी विभैरवीम | 
. इदं कवचमज्ञात्वा यो ॥ 
कल्पकोटिशतेनापि सिद्द्धिस्तस्य न जायते मेरे ATE 
हि wat मेरे मस्तक की, हसकलरी मेरे नेत्र की, हल वैष्णवी 
और कुमारी मेरे गात्र की रक्षा करें | वाराही उत्तर में सर्वत्र 
पूर्व दिशा में, इन्द्राणी दक्षिण दिशा में और भैरवी दिशा — मंत्र का 
सदा मेरी रक्षा करें। इस कवच को बिना जाने जो we! होती | 
जप करता है, सौ करोड़ कल्प में भी उसको ७ 


गया हे | 


cdot 
७. धूमावती 


5 
58 ६ 
Ry 
१ 
० 


५ hd 
ee ला 


७. धूमावती 


यह अकेली ही दृष्टिगोचर होती हैं। इन्हें अलक्ष्मी कहते हैं 
क्योकि यह धनहीन हैं पति रहित होने के कारण विधवा कही जाती हैं 
परन्तु मार्कण्डेय पुराणानुसार ये विधवा नहीं बल्कि कुमारी हैं । एक बार 


| युद्ध करते समय इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त 
| कर देगा बही मेरा पति होगा और ऐसा अवसर कभी नहीं आया क्योंकि 
उन्हें कोई भी परास्त न कर सका था। 


इनके विषय में एक और कथा पाई जाती है जिसके अनुसार 


| कैलाश पर्वत पर पार्वती अपने स्वामी शिव के साथ बैठी हुई थीं। उन्हे 
| वहाँ बैठे हुये अत्यधिक समय व्यतीत हो चुका था और पार्वती को क्षुधा 
| लग रही थी। अतः उन्होंने शिवजी से कहा कि मुझे भूख लग रही है 
| किन्तु शिवजी मौन ही रहे । 


जब कई बार कहने पर भी कोई उत्तर प्राप्त न हुआ तो भगवती 


| पार्वती ने शिवजी को उठाकर निगल लिया। ऐसा करने पर उनकी देह 


से धूप्र-राशि निकलने लगी, अतः उन्हें धूम्रा तथा धूमावती कहा जाता 


7 


जो साधक इन्हें मानते, पूजते और ध्याते हैं उनके ऊपर दुष्ट 
अभिचारादि का प्रभाव कभी नहीं हुआ करता है। हिमाचल-प्रदेश के 
कांगड़ा जिला में, इस देवी का सिद्धपीठ “' श्रीज्चालामुखी'' नामक 


| स्थान पर है । 


- दश महाविद्या तन्त्र सार £ 
घूमाचती मन्त्र 
धु धृ धृमावती स्वाहा | 
घूमाचती का ध्यान 

प्रलिनाम्बरा | 
विवर्णा चञ्चला रुष्टा दीर्घा च मलि ॥ 
विवर्णकुन्तला रूक्षा तपदो 
काकध्वजरथारूढा at" 
सर्यहस्तातिरूक्षाक्षी धृतहस्ता क्षणा। 


प्रवद्धघोणा तु भृशं कुटिला कु ग्या a 
क्षृत्‌पिपासार्दिता नित्यं भयदा ^ रागी * ie 
धूमावती देवी विवर्णा, चंचला, रुष्टा आर 
पहिनने के वस्त्र मलिन, केश विवर्ण और रुक्ष हे | a arc > 
पक र दोनों स्तन लम्बे हैं । यह विधवा और एक हीथ मसू 
म विराजमान रहती हैं । देवी के दोनों नेत्र रुक्ष हैं । ge 
और दूसरे हाथ में वरमुद्रा है । इनकी नासिका रवत रिक्त 
ताटे) यह भूख प्यासं से आतुर हैं । इसके 
WS “el और कलह में तत्पर है । | 


घूमायती सलोमा रिण | 
भडेकाली ` महाकाली | 


अ धूमावती ॐ १०३ 


hr टंक टंक करके हँसने वाली, धूमावती जगत्कर्त्री, छाज हाथ में 
लय हुए है । यह धूमावती का अष्टनामात्मक स्तोत्र पढ्ने से सर्वार्थ की 
सिद्धि होती है। 


धूमावती कवच 
धूमावती मुखं पातु धू धू स्वाहा स्वरूपिणी । 
ललाटे विजया पातु मालिनी नित्यसुंदरी ॥ 
धूँ धूँ स्वाहा स्वरूपिणी धूमावती मेरे मुख की और नित्य सुन्दरी, 
और विजया मेरे ललाट की रक्षा करें। 
कल्याणी हृदयं पातु हसरीं नाभिदेशके। 
सर्व्वांगं, पातु देवेसी निष्कला भगमालिनी॥ 
कल्याणी मेरे हृदय की, हसरी मेरी नाभि को और निष्कला 
देवी मेरे सर्वांग की रक्षा करें । 


सुपुण्यं कबचं दिव्यं यः पठेद्धक्तिसंयुक्त: । 
सौभाग्यमतुलं प्राप्त चांते देवीपुर यथौ॥ 


१०४४ x दश महाविद्या तन्त्र सार + 


मृत आत्माओं से सम्पर्क और 
अलौकिक साघनाएँ 


तन्त्र क्षेत्र में की जा रही व्यापक खोजो से हम आशान 
अवश्य हो जाते हैं लेकिन वह अभूतपूर्व नहीं हैं । ज्योतिषीय दम अवस्था 
के ज्ञान से आकाश को नापा जाता है तो पदार्थ व तत्व साधनाएँ 
और प्रकृति से अध्यात्म ने, तन्त्र ने अन्तश्चेतना को जगाक A चुकी 
करके अनेकों उपलब्धियाँ पाईं। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में a लाये हैं 
कुछ ऐसी ही शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाली साधनाएँ खोजकर 
जाने-माने ' तांत्रिक बहल' | के अनुभव 
आप इस पुस्तक में एकत्रित सामग्री को और लेखक गहरे चैठकर 
को पढ़कर समझ सकेंगे कि उन्होंने इस विषय में कितने लिए प्रस्तुत 
न i कुछ पाया और कितनी लगन से संजोकर आपके 
या ह। 


प्रकाशक 2 
Lonnie प्रकाशन, हरिद्वार 


दगा महाविद्या 


cies सार 


८. बगलामुरवी 


८. बगलामुखी 
उत्पन्न हुआ a काल सतयुग में एक बार भीषण वायु-रूपी ji 
करके भगवान्‌ विष्ण तीव्रता और इससे होने वाली हानियों mr 
कोई उपाय न जगु को बड़ी भारी चिंता हुई और इस लि 
सरोवर के समीप. उन्होंने सौराष्ट्र नामक प्रत मे हाक, 
परिणाम... "दि भवानी की प्रसन्तता हेतु त वेवी का 


बगलामुखी» से और आवश्यकता कै तुफान को शान्त 
में | उस 

कर दिया। यूह ३ में प्रादुर्भाव हुआ जिसने  भलाबा के अनुसार 
सर्व कामनाये देवी अपने साधको को उनकी 2 

यह करतो है। वैष्णवी है तथा 
_गलबार विष्णु के तेज से युक्त > आविर्भाव हुआ है । 
स्तम्भन चतुर्दशी की अर्धरात्रि है। दैवी प्रकोप से 
बचने के रूप में इनका प्रयोग के लिए 
तथा श लिए इनका उपयोग a थ होता है । यह भेद 


T | ग और 
प्रधानता के क ig लिए आभिचारिक है विद्या का उपयोग गाय 
मोक्ष दोनों भप्राय से ही है, अन्यथा os इनकी उपासना से हर 
दुल को प्राप्ति के लिए किया जाँ सकता 


१०८ > दश महाविद्या तन्त्र सार # 
लगला Host 


३७ हीं बगलामुखि सर्व्बदुष्टानां। 
वाचं मुखं स्तम्भय जिह्वां कीलय। 
कीलय बुद्धि नाशाय हीं ३% स्वाहा ॥ 


बगलामुखी ध्यान 
मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डयरलवेदी | 
सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णाम्‌ 
पीताम्बराभरणमाल्यविभूषितांगीं ॥ 
देवी स्मरामि तमद डम्‌ 


जिह्लाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून्‌ पा. नमामि ॥ 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजा i बेदी के 
सुधा सागर में मणिमय का मण्डप है । उसमें र” वराजमान 
ऊपर सिंहासन है । बगलामुखी देवी उसी सिंहासन कै a ही इनके 
हैं। यह पीतवर्ण और पीले वस्त्र पहिने हुए हैं। पीत oe एक हाथ में 
गहने और पीत वर्ण की ही माला से यह विभूषित हैं | में शत्रु की 
Se हाय त मती को आल है॥ सह वात a शत्रु की 
का अग्र भाग धारण करके भुजा 
पीड़ित कर रही हैं। बगलामुखी देवी पीत वस्त्र से सजि दी छ. 
वाली हैं । 
बगलामुरवी जय डोज 


साधक पीले वस्त्र पहिनकर गाँठों बनी मसाला 

हल्दी की गाँठों से होम 

से नित्य एक लाख जप करें। पोले मुम [श en 
करें, वर्ण के पष्पों से ही 


£ बगलामुखी + १०९ 
नगला स्तोत्र 


बगला सिद्धविद्या च दुष्टनिग्रहकारिणी। 

भैरवी चैव तथोच्चाटनकारिणी॥ 

रवी भीमनयना महेशगृहिणी शुभा। 
भा स्तोत्रं पठेद्वा पाठयेद्यदि॥ 

क मत्रसिद्धश्च देखीपुत्र इव क्षितौ॥ 
आकर्षिणी, उ सिद्ध चिद्या, दुष्टों का निग्रह करने वाली, स्तम्भिनी, 
पल्ली शुभा अच्चाटन करने वाली, भैरवी, भयंकर Fal वाली, महेश की 
दूसरे से पाठ अनामात्मक देवी स्तोत्र का जो साधक पाठ करता ह 
Tat पर बिच छा हे, वह मन्त्र सिद्ध होकर पार्वती के पुत्र के 


यशपाल 


संग्रह एवं पाल 
बगलामुखी सम्पादन २ 4 जानकारी 
लामुखी के विषय में ART | 


प्रकाशक--रणधीरु प्रकाशन रेलवे रोड, हरिद्वार 


220 x दश महाविद्या तन्त्र सार :: 


बगला कवच 
हीं मे हृदयं पातु पादौ श्रीबगलामुखी 


ललाटे सततं पातु दुष्टनिग्रहकारिणी 
ओइ३म्‌ si’ मेरे हृदय की श्रीबगलामुखी मेरे दोनों पैरों को की 
दुष्टनिग्रहकारिणी सदा मेरे ललाट को रक्षा करें । 
रसनां पातु कौमारी भेरवी चक्षुधोम्सम। 
कटौ ge महेशानी कर्णो शंकरभामि कमर 
कौमारी मेरी जीभ की, भैरवी मेरे नेत्रों की कं 
की तथा पीठ की, शंकर की पत्ली मेरे कानों की रक्षा कि 
वर्ज्जितानि तु स्थानानि यानि a अनी ॥ 
तानि सर्व्वाणि मे देवी सततं पातु ae मेरे उन सब 
जो जो स्थान कवच में नहीं कहे गये, स्त्रि 


स्थानों की सदा रक्षा करें | | 
अज्ञात्वा कवचं देवि यो भजेदबगलामुखी स | 
शस्त्राघातमवाप्नोति सत्यं सत्यं न संश 


हे देवी! इस कवच को जाने बिना जो साधर्क संशय नहीं 
उपासना करता है, उसकी शस्त्राघात से मृत्यु होती है । इसमें 


HUT | 


र Te 2) डी 


Bs 


ey 


वि)” “hC#* meee 


९. मातंगी 


एके बार नामक योगी ने सृष्टि के प्रत्येक 
वशीभूत करने को अभिलाषा से प्रेरित होकर । इसी TSM रूप 
विशेष तप किया प्रभाव से आकर्षण हक pee 
में परि गे से दिव्य तेज go निकला मातंगी सिद्ध 

परिवर्तित था। इन्हे ही वाणी 
"तत a) ।या। इनका श्याम वर्ण निश्‍चित 
eee हे कि SR सेबा डपासना करनै 
होती है। 


a को अपने 
जीव को; 
बन प्रान्त में एक 


A है । राजमातंगी मु कुम 
हे | 


के नाम से 


११४ ४: दश महाविद्या तन्त्र सार £ 


इसका तात्पर्य है कि कालिका, त्रिपुरा तथा मातंगी में कोई भेद 
नहीं | इस रूप की उपासना का लक्ष्य वाक्सिद्धि है। अत: वाणीदातृ के 
रूप में ही मातंगी की उपासना अभीष्ट है । 
मातंगी मन्त्र 
३» हीं क्लीं हूं मातंगधे फट्‌ स्वाहा । 
मातंगी ध्यान 
श्यामांगीं शशिशेखरां त्रिनयनां रलसिंहासनस्थिता+ 
वेदैः बाहुदण्डैरसिखेटकपाशांकुशधराम्‌ छ यह 
मातंगी देवी श्याम वर्ण, अर्द्ध चन्द्रधारिणी और त्रिनयन an 
चार हाथ में खंग, खेटक पाश और अंकुश यह चारों अस्त्र धार. 
रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान हैं। 


मातंगी स्तोत्र 


ईश्वर उवाच . :1 
आराध्य मातश्चरणाम्बुजे ते ब्रह्मादयो विश्वुतकीतति से ॥ 
अन्ये परं वा विभवंमुनीन्द्राःपरां श्रियं भवितभरेण "लों की आराधना 

हे मातः ! ब्रह्मादि देवताओं ने तुम्हारे चरण क भव को प्राप्त 
करके कीर्ति लाभ प्राप्त किया है। दूसरे मुनीन्द्र भी पर कमलों की 
हुए हैं और अपर अनेकों ने भवित भाव से तुम्हारे चर” 

आराधना करके अत्यन्त लाभ किया है। अद्धकलावतंसाम | 

नमामि देवीं नवचन्द्रमोलिं मातंगिनीं ॥ 
आम्नायकृत्यप्रतिपादितार्थ प्रबोधयन्ती हृदिसाद अर्थ 
जिनके माथे पर चन्द्रमा शोभा पाता है। जो वेद ae कों 
कलल आदर से हृदय में प्रबोधित करती हैं । उन्हीं मातं 

नमस्कार है। . | 
विनम्रदेवासुरमौलिरत्नेबिराजित॑ ते | 

अकृत्रिमाणां वचसां विगुल्फं पादात्पदं सिञ्जितनूपुराभ्याम्‌। 


४: मातंगी 5 ११५ 


कृतार्थयन्ती पदवीं पदाभ्यामास्फालयन्तीं कुचवल्लकों ताम्‌। 
मातंगिनीं मद्धूदयेधिनोमि लीलंकृतां शुद्ध नितम्बबिम्बाम्‌॥ 
हे देवी! तुम्हारे चरण कमल सिर झुकाये देवासुरों के शिरों के 
रत्न द्वारा विराजित हैं। तुम अकृतिम वाक्य के अनुकूल हो। तुम्हीं 
शब्दायमान नपुरयुक्त अपने दोनों चरणों से इस पृथ्वी मण्डल को कृतार्थ 
करती हो । तुम्हीं सदा वीणा बजाती हो । तुम्हारे नितम्ब अत्यन्त शुद्ध हैं । 
मैं तुम्हारा हृदय में ध्यान करता हूँ | 
तालीदलेनार्पितकर्णभूषां माध्वीमदाघूर्णितनेत्रपद्याम्‌। 
घनस्तनीं शम्भुवधूं नमामि तडिल्लताकान्तवलक्षभूषाम्‌ ॥ 
तुमने ताल का करों में विभूषण धारण किया है, माध्वीक मद्यपान 
से तुम्हारे नेत्र कमल विघूर्णित होते हैं। तुम्हारे स्तन अत्यन्त घने हैं । तुम 
महादेव जी को वधूं हो। तुम्हारी कान्ति विद्युत के समान मनोहर है। 
तुमको नमस्कार है। 
चिरेण लक्षं प्रददातु राज्यं स्मरामि भक्त्त्या जगतामधीशे । 
वलित्रयांगं तव मध्यमम्ब नीलोत्पलं सुश्रियमावहन्तीम्‌॥ 
हे मात: ! में भक्ति सहित तुम्हारा स्मरण करता हूँ । तुम बहुत काल 
का नष्ट हुआ राज्य प्रदान करती हो । तुम्हारी देह का मध्य भाग तीन वल्लियौं 
से सज्जित है । तुमने नीलोत्पल के समान श्री धारण कर रखी है। 
कान्त्या कटाक्षैर्जगतां त्रयाणां विमोहयतीं सकलान्‌ सुरेशि। 
कदम्बमालाञ्चितकेशपाशं मातंगकन्यां हृदि भावयामि ॥ 
हे सुरेश्वरी ! तुम कान्ति और कटाक्ष द्वारा तीनों लोकों को मोहित 
करती हो। तुम्हारे केश कदम्ब माला से बंधे हुए हैं । तुम्हीं मातंग कन्या 
हो। में तुम्हारी हदय में भावना करता हूँ । 
ध्यायेयमारक्तकपोलनिम्बं वश्यम्‌। 
अलोललीलाकमलायताक्षं मन्दस्मितं ते बदनं महेशि ॥ 
हे देवी ! तुम्हारे जिस मोहक मुख पर गालों के नीचे रक्त वर्ण के 


१९६ - दश महाविद्या तन्त्र सार : 


होंठ परम सुन्दरता से सुसज्जित हैं, जिसमें चंचल अलकावली विराजमान 
हे । आपके नेत्र बडे हैं और आपके मुख पर मंद मंद हास्य शोभा पाता 
है । उसी मुख कमल का मैं ध्यान करता हूँ। | 
स्तुत्याऽनया शंकरधर्मपत्नी मातंगिनीं वागधिदेवता ताम | 
स्तुवन्ति ये भक्तियुता मनुष्या:परां श्रियं नित्यमुपाश्रयन्ति॥ 
जो पुरुष भक्तिमान्‌ होकर शंकर की धर्म पत्नी वाणी की अधिष्ठात्री 
मातंगिनी की इस स्तव द्वारा स्तुति करता है, वह सर्वदा परम श्री को 
प्राप्त करता है । 
| मातँगिनी कवच 
शिरोमातंगिनी पातु भुवनेशी तु चक्षुषी | 
तोतला कर्णयुगलं त्रिपुरा वदनं FAN = 
मातंगी मेरे मस्तक की, भुवनेशी मेरे चक्षु की, तोतला मेरै क 
और त्रिपुरः मेरे मुख की रक्षा करें 
पातु कण्ठे महामाया हृदि माहेश्वरी तथा! 
त्रिपुरा पार्श्वयोः पांतु गुह्ये कामेश्वरी मम ॥ cal 
महामाया मेरे कण्ठ की, माहेश्वरी मेरे हृदय की, त्रिपुरा सिर 
को और कामेश्वरी मेरे गुह्य की रक्षा करें । 
` Pega तथा चण्डी जंघायाञ्च रतिप्रिया । 
महामाया पदे पायात्सर्वांगेषु कुलेश्वरी॥। वो 
चण्डी दोनों ऊरू की, रतिप्रिया मेरी जंघा की, महामाया मेरे पा 
को और कुलेश्वरी सर्वांग की रक्षा करें । 
य इदं धारयेन्नित्यं जायते सर्वदानवित्‌। 
परमैश्वर्य्यमतुलं प्राप्नोति नात्र संशयः ॥ ति 
'जो पुरुष इस कवच को धारण करते हैं, वह सर्वदानश होते हैं 
और अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। इसमें सन्देह नहीं करना! 


® 
2? 


dot आर 


न 
छ 
र 
न 
६ 


१०. कमला 


बा पा जना 


१०. श्री कमला यन्त्र 


१०. कमला 


दशमी महाविद्या कमला का लोक-प्रचलित नाम लक्ष्मी है । se 
नारायणी भी कहते हैं । धूमावती और कमला में प्रतिस्पर्धा है क्योंकि 
धूमावती ज्येष्ठा और कमला कनिष्ठा है। धूमावती को विधवा माना 
जाता है और अलक्ष्मी तथा भूखी माँ भी कहते हैं । धूमावती अवरोहिणी 
हैं तथा इन्हें आसुरी भी माना जाता है। इसके विपरीत कमला सधवा हैं 
और इन्हें लक्ष्मी कहते हैं । ये रोहिणी हैं तथा इन्हें दिव्या माना जाता है । 

यूँ तो सभी महाविद्याएँ आदि अन्त से रहित हैं फिर भी इनके 
प्रादुर्भाव को विभिन्न प्राच्य विद्वानों ने अपने-अपने ज्ञानानुसार प्रकट 
किया है जिसके अनुसार समुद्र-मंथन के समय धन्वन्तरी जी के बाद 
उच्चैः श्रबा-घोड़ा फिर ऐरावत तत्पश्चात्‌ लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ 
था। 

श्रीमद्भागवत के आठवें स्कन्द के आठवें अध्याय में इनके उद्भव 
की कथा आई है । देवताओं तथा असुरों द्वारा किए गए मन्थन के फलस्वरूप 
समुद्र से जब इनका प्रादुर्भाव हुआ तो विष्णु ने इनका वरण किया। यह 
जगत के पोषण-पालन में सहायक है । देवता, प्रजापति और प्रजा सभी 
इनकी कृपा-दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से सम्पन्न होकर सुखी हो 
जाते हैं । इनके हाथ में कमल है और दिग्गजों ने जल से भरे कलशों द्वारा 
इन्हें स्नान कराया है। श्री कमला के विपरीत असुर श्रीहीन हो जाते हैं, 
उन्हें इनकी ज्येष्ठा धूमावती नष्ट कर देती हैं । | 


१०० : दश महाविद्या तन्त्र सार : 
कमला मन्ता 
१. श्रीं। 
२. श्री कमलायै नम: ॥ 
भगवती कमला की पूजा जपादि करने के लिए उपरोक्त मन्त्र हे 
से किसी एक मन्त्र का चुनाव करें। 
कमला ध्यान 
कान्त्या काउचनसत्रिभां हिमगिरिप्रख्यैश्चतुर्भिगजे है 
ईस्तोत्क्षिप्तहिरण्मयामृतघटैरासिच्यमानां श्रियम ' 
विभ्राणां वरमब्जयुग्ममभयं हस्तैः किरीटोज्ज्चला | 
क्षौमाबद्धनितम्बबिम्बललितां वन्देडरविन्दस्थिता र हिमगिरि के 
कमला देवी स्वर्ण के समान कान्तिमान्‌ हैं। इतका पूर्ण सुवर्ण 
समान विशाल आकार वाले चार हाथी सूंड उठाकर सुपा” हे तथा 
घड़ों से अभिषेक करते हैं । इनके चार हाथों में वर आर क्री कमले पर 
दो कमल स्थित हैं। इनके भाल पर रत्न मुकुट हैं on 
स्थित हैं । 


७ 


कमला स्तोत्र 
शांकर उवाच 
अथातः संप्रवक्ष्यामि 
क्षमवाण्नुयात्‌ | 
पठनातू श्रवणाद्यस्य नरो मोक्षमव कर स्तोत्र 
श्रीमहादेव जी बोले, हे पार्वती! अब अति उत्तम हे | 
कहता हूँ, इसको पढ्ने वा सुनने से मनुष्यों को मुक्ति प्रा ™ 
TENS गुह्यतरं पुण्यं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ । 
साक्षाच्छृणु पर्वतनन्दिनि ॥ 


है पर्वतनन्दिनि! यह स्तोत्र गुह्य सर्वदेवों से नमस्कृत 
और सर्वमन्त्रंमयी है। श्रवण करो | के क oii 


>: कमला ऽः १२१ 


अनन्तरूपिणी लक्ष्मीरपारगुणसागरी ।* 
अणिमादिसिदिद्वदात्री शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे देवी लक्ष्मी! तुम अनन्तरूपिणी और गुणों का सागर हो। तुम्हीं 
प्रसन्न होकर अणिमादि सिद्धि का प्रसाद देती हो। तुमको सिर झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ। 
आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्या शक्तिः शुभा परा। 
आद्या आनन्ददात्री च शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 
हे देबी! तुम्हीं प्रसन्न होकर अपने भक्तों का विपद से उद्धार 
करती हो। तुम्हीं कल्याणी हो। तुम्हीं आद्याशक्ति हो। तुम्हीं सबको 
आदि हो एवं तुम्हीं आनन्ददायिनी हो। तुमको सिर झुकाकर प्रणाम 
करता हूँ | 
इन्दुमुखी seat इष्टमंत्रस्वरूपिणी । 
इच्छामयी जगन्मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 
हे देवी जगन्माता लक्ष्मी! तुम्हीं अभीष्ट प्रदान करती हो। तुम्हारा 
मुख पूर्ण चन्द्रमा के समान प्रकाशमान है। तुम्हीं इष्ट मन्त्र स्वरूपिणी 
और इच्छामयी हो। तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। 
उमा उमापतेस्त्वन्तु ह्यत्कण्ठाकुलनाशिनी। 
उर्व्वीश्वरी जगन्मातर्लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
हे देवी लक्ष्मी! तुम्हीं उमापति की उमा हो। तुम्हीं पृथ्वी की 
ईश्वरी हो। तुमको नमस्कार करता हूँ । 
ऐरावतपतिपूज्या एऐशवर्याणां प्रदायिनी। 
औदार्य्यगुणसम्पन्ना लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते॥ 
हे देवी! तुम्हीं ऐरावतपति देवराज इन्द्र को वन्दनीय हो। तुम्हीं 
प्रसन्न होने पर सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर सकती हो। तुम्हीं उदार गुणों से 
विभूषित हो। तुमको नमस्कार करता हूँ। 


* यह अकार से प्रारम्भ होकर क्षकार पर समाप्त होने वाला विशेष प्रभावशाली स्तोत्र है। --यशपाल 


हि ७104112 ननम त a लत a SE ना. 
PRES 


१२२ ४: दश महाविद्या तन्त्र सार :: 


कष्णवक्षःस्थिता देवि कलिकल्मषनाशिनी | 
कृष्णचित्तहरा कर्त्री शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे दवी! तुम सदा श्रीकृष्ण के वक्ष:स्थल में विराजमान रहती हो! 
तुम्हारे बिना और कोई भी कलिकल्मषध्वंस करने में समर्थ नहीं है। 
तुमने ही श्रीकृष्ण का चित्त हरण किया है। अत: केवल 
तुम्हीं हो। तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ । 
खञ्जनाक्षी खंजनासा देवि खेदविनाशिनी। 
खंजरीटगतिश्चेव शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे देवी! तुम खंजन के नेत्र के समान सुनयना हो। तुम्हारी नासिका 
गरुड़ की नासिका के समान मनोहर है। तुम आश्रितों के क 
विनाश करती हो। तुम्हारी गति खंजरीट के समान है। में तुमको 
झुकाकर नमस्कार करता हूँ । 
गोविन्दवल्लभा देवी गन्धर्व्वकुलयावनी । 
गोलोकवासिनी मात: शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 
हे जननी! तुम्हीं बैकुण्ठपति गोविन्द को प्रियतमा al! gen x 
अनुग्रह से ही गन्धर्वकुल पवित्र हुआ है । तुम्हीं सर्वदा 
विहार करती हो। मैं सिर झुकाकर तुमको प्रणाम करता हँ । 
ज्ञानदा गुणदा देवि गुणाध्यक्षा गुणाकरी | 
गन्धपुष्पधरा मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ a 
हे मातः! एकामात्र तुम्हीं ज्ञान की देने वाली हो एवं तुस 
एकमात्र गुण को खान हो। तुम्हीं गुणों की अध्यक्ष हो। तुम्हीं गुणों की 
आधार हो। तुम्हीं गन्धपुष्प द्वारा निरन्तर शोभित रहती हो। मैं सिर 
झुकाकर तुमको नमस्कार करता हूँ। 


` घनश्यामप्रिया देवि घोरसंसारतारिणी । 
घोरपापहरा चैव शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ | 
हे कमले ! तुर्म्ही घनश्याम की प्रियतमा हो । एकमात्र तुम्हीं घोरतम 


अ कमला # १२२ 


संसार सागर से रक्षा कर सकती हो। तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी 
भयंकर पापों से उद्धार करने में समर्थ नहीं है अत: मैं तुमको सिर 
झुकाकर प्रणाम करता हूँ। 
चतुर्व्वेदमयी चिन्त्या चित्तचैतन्यदायिनी । 
चतुराननपूज्या च शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 
हे देवी ! तुम्हीं चतुर्वेदमयी हो । एकमात्र तुम्हीं योगियों का ध्यान 
हो। तुम्हारे प्रसाद से ही चित्त में चैतन्यता का संचार होता है । जगत्‌पति 
चतुरानन भी तुम्हारी पूजा करते हैं। अतएव हे जननी! मैं तुमको सिर 
झुकाकर प्रणाम करता हूँ। 
चैतन्यरूपिणी देवि चन्द्रकोटिसमप्रभा। 
चन्द्राकनखरज्योतिर्लक्षिम देवि नमाम्यहम्‌॥ 
हे देवी! तुम्हीं चैतन्यरूपिणी हो। तुम्हारे देह की कान्ति 
करोड़ों चन्द्रमों के समान रमणीय है। तुम्हारे चरणों की दीप्ति चन्द्र 
सूर्य की कान्ति से भी अधिक देदीप्यमान है। मैं तुमको नमस्कार 
करता हू । | 
चपला चतुराध्यक्षी चरमे गतिदायिनी। 
चराचरेश्वरी लक्ष्मि शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे देवी लक्ष्मी! तुम सदा एक स्थान में वास नहीं करती हो। 
इसीलिए तुम्हारा ' चपला' नाम हुआ हे । अन्तकाल में एकमात्र तुम्ही 
गति देती हो। तुम्हीं चराचर जीवों की अधीश्वरी हो। मैं तुमको सिर 
झुकाकर WT करता हू । | 
छत्रचामरयुक्ता च छलचातुर्य्यनाशिनी। 
छिद्रौघहारिणी मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे जननी! तुम्हीं शोभायमान छत्र और चामर से परम शोभा पाती 
हो। छलचातुरी प्रभाव से नाश को प्राप्त होते हैं। तुम्हीं पाप समूह को 
नष्ट करती हो। अतः मैं सिर झुकाकर तुमको प्रणाम करता हूँ। 


१२४ :+ दश महाविद्या तन्त्र सार :: 


जगन्माता जगतकत्री जगदाधाररूपिणी | 
जयप्रदा जानकी च शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे जननी! तुम्हीं जगत्‌ की जननी हो। तुम्हीं जगत्‌ का एकमात्र 
आधार हो । तुम जयदात्री हो। तुम्हीं जानकी रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण 
हुई हो। में सिर झुकाकर तुमको नमस्कार करता हूँ। 
जानकीशप्रिया त्वं हि जनकोत्सवदायिनी । 
जीवात्मनां च त्वं मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌" = 
हे जननी! तुम जानकी, रघुवर की सहधर्मिणी हो। पु ho 
को आनन्द देने वाली हो | तुम्हीं सर्वजीवों की आत्मस्वरूपा ही ' 0000 
झुकाकर तुमको प्रणाम करता हूँ। 
झिञ्जीरवस्वना देवि झंझावातनिवारिणी | 
झर्झरप्रियवाद्या च शिरसा प्रणमाम्यहम्‌।' मधुर है! 
हे देवी! तुम्हारे कण्ठ का स्वर झिंजीरव के aan लाभ 
तुम्हारे अनुग्रह से झंझा वर्षायुक्त वायु के हाथ से सहज में EE ae 
होता है । तुम गोवर्द्धनादि पर्वतों में झर्झर वाद्य में अत्यन्त हा" a 
सिर झुकाकर प्रणाम करता हुँ । 
अर्थप्रदायिनी त्वं हि त्वञ्च ठकाररूपिणी | 
ढक्कादिवाद्यप्रणया ॥ 
डमरूप्रणया मात: शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ | है 
है जननी ! एकमात्र तुम्हीं धन प्रदान करती हो । तुम्हीं हक 
हो। डमरू और डम्फ वाद्य से तुमको अत्यन्त प्रसन्नता होती है । “ 
वाद्य Te प्रीतिकर हैं। मैं सिर झुकाकर तुम्हारे चरण कमलों २ 


करता हूँ। 
त्रिलोकजननी र प शचनवर्णाभा त्रैलोक्यलोकतारिणी । 
De नी लक्ष्मि शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
रि CSN वर्ण तपे हुए कंचन के समान उज्ज्वल है । 


° कमला = १२५ 


तुम त्रैलोक्यवासी जीवों की रक्षा करती हो। तुम्हीं त्रिलोक को उत्पन्न 
करने वाली हो। मैं सिर झुकाकर तुमको प्रणाम करता हुँ । 
त्रेलोक्यसुंदरी त्वं हि तापत्रयनिवारिणी। 
त्रिगुणधारिणी मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे जननी ! तुम त्रिभुवन में परम रूपवती हो तुम्हीं तीनों तापों का 
नाश करती हो। तुम्हीं सत्त्व, रज और तमोगुण धारिणी हो। मैं तुमको 
सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ । 
त्रैलोक्यमंगला त्वं हि तीर्थमूलपदद्वया। 
त्रिकालज्ञा त्राणकत्री शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे देवी! तुम्हीं तीनों लोकों का मंगल विधान करती हो। तुम्हारे 
चरण कमलो में सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान रहते हैं । तुम भूत, भविष्य और 
वर्तमान तीनों कालों को जानती हो। तुम्हीं जीवों की रक्षा किया करती 
हो। में तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ । 
दुर्गतिनाशिनी त्वं हि दारिद्र्थापद्विनाशिनी। 
द्वारकावासिनी मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे जननी! तुम आपदा, दुर्गति और दरिद्रों को दरिद्रता, आपदा को 
दूर करती हो। तुम्हीं द्वारकापुरी में विराजमान रहती हो। में सिर झुकाकर 
तुमको प्रणाम करता हूँ। 
देवतानां दुराराध्या दुःखशोकविनाशिनी । 
दिव्याभरणभूषांणी शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 
हे देवी! देवता भी बहुत तपस्यादि बहुत से कष्ट से तुमको प्राप्त 
करते हैं । तुम प्रसन्न होने पर सम्पूर्ण शोकों को नष्ट कर देती हो। तुम 
दिव्य आभूषणों से शोभायमान हो रही हो। में सिर झुकाकर तुमको 
प्रणाम करता हूँ। 
दामोदरप्रिया त्वं हि दिव्ययोगप्रदर्शिनी। 
दयामयी दयाध्यक्षी शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 


१२६ x: दश महाविद्या तन्त्र सार ॐ 


हे जननी ! तुम दामोदर को प्रिया हो । तुम्हारे प्रसाद से ही दिव्य 
योग प्राप्त किया जा सकता हे । तुम्हीं दयामयी हो। तुम ही दयाको 
अधिष्ठात्री देवी हो । तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। 
ध्यानातीता धराध्यक्षा धनधान्यप्रदायिनी। 
धर्म्मदा धेर्यदा मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 
हे माता! तुम ध्यान से भी अतीत हो | तुम्हीं पृथ्वी की अध्यक्ष हो। 
तुम्हीं भक्तों को धन धान्यादि प्रदान करती हो। तुम्हीं धर्म और धैर्य को 
शक्ति देती हो। मैं सिर झुकाकर तुमको प्रणाम करता हूँ। 
नवगोरोचना गौरी नन्दनन्दनगेहिनी। 
नवयौवनचार्वगी शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
हे देवी! तुम नवीन गोरोचन के समान गौरवर्णा हो । तुम्ही ae 
की प्रियतमा हो । तुम्हीं नवयौवन के कारण कान्तिप्रदा हो । मे 
सिर झुकाकर प्रणाम करता. हूँ । | 
नानारत्नादिभूषाढ्या 
नितम्बिनी नलिनाक्षी लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते॥ 
हे देवी! तुम अनेक प्रकार के रत्नादि आभूषणों से क 
होकर परम शोभा को पाती हो। तुम्हीं प्रसन्न होने पर नाता रत्नादि ho 
करती हो। तुम्हीं विशाल नितम्ब वाली हो। तुम्हारे नेत्र कमल ae 
सुन्दर हैं। तुमको सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। 
निधुवनप्रेमानन्दा निरा | 
निर्व्विकारा नित्यरूपा लक्षिमदेवि नमोऽस्तु ते॥ हि 
हे लक्ष्मीदेवी! तुम विकाररहित और नित्यरूपिणी हो। निधन. - 
विहार करने से तुमको प्रेमानन्द की प्राप्ति होती है । तुम्हीं निराश्रय को 
पार लगा देती हो। तुमको नमस्कार है। | 
पूर्णानन्दमयी त्वं हि पूर्णब्रह्मसनातनी। 
परा शक्तिः परा भक्तिर्लक्षिम देवि नमो ऽस्तु ते ॥ 


* कमला = १२७ 


हे देवी कमले! तुम पूर्णानन्दमयी हो। तुम्हीं पूर्ण ब्रह्मस्वरूपिणी 
हो। तुम्हीं परम शक्ति हो । तुम्हीं परम भक्तिस्वरूपा हो । तुमको नमस्कार 
करता हूं । 

पूर्णचन्द्रमुखी a हि परानन्दप्रदायिनी। 

परमार्थप्रदा लक्ष्मि शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 

हे देवी! तुम्हारी देह Was के समान शोभायमान है । तुम्हीं 
परमानन्द और परमार्थ का दान देती हो। में सिर झुकाकर तुमको प्रणाम 
करता हूँ । 

पुण्डरीकाक्षिणी त्वं हि पुण्डरीकाक्षगेहिनी। 

पदारागधरा त्वं हि शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 

तुम्हारे नेत्र कमल के समान सुन्दर हैं। तुम्हीं पुण्डरीकाक्ष की 
गेहिनी हो। तुम्हीं पद्मरागमणि धारण करके परम शोभा को प्राप्त होती 
हो। मैं सिर झुकाकर तुमको प्रणाम करता हूँ । 

पद्या पद्मासना त्वं हि मदामालाविधारिणी। 

प्रणवरूपिणी मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 

हे माता! तुम पद्मासन पर विराजमान रहती हो। इसी कारण 
तुम्हारा ‘van’ नाम प्रसिद्ध हुआ है। तुम्हारे गले में मनोहर पद्ममाला 
सुन्दरता से पड़ी रहती है। तुम्हीं ओंकार रूपिणी हो। मैं तुमको सिर 
झुकाकर प्रणाम करता हूँ। 

फुल्लेन्दुवदना a हि फणिवेणिविमोहिनी। 

फणिशायिप्रिया मातः शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 

हे माता! तुम्हारा मुख चन्द्रमा की किरणों के समान मनोहर है। 
तुम्हारे सिर की वेणी ने फणि के समान लम्बायमान होकर परम शोभा 
धारण कर रखी है। तुम्हीं क्षीरोदसागर में शेष शय्या पर शयन करने वाले 
हरि की गृहिणी हो। मैं सिर झुकाकर तुमको प्रणाम करता हुँ । 

विश्वकरत्री विश्वभत्री विशवत्रात्री विश्वेश्वरी । 

विश्वाराध्या विश्वबाह्या लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते॥ 


१५८ :: दश महाविद्या तन्त्र सार £ 


हे लक्ष्मी देवी ! तुम्हीं संसार की सृष्टि करने वाली हो । तुम्हीं विश्व 
का पालन करने वाली हो । तुम्ही केवल सम्पूर्ण विश्व कौ ईश्वरी हो । तुम्ही 
विश्ववासी जीवों की पूजनीया हो । तुम्हीं विश्व में सत्र रहती हो, a 
तो भी तुम जगत में लिप्त नहीं हो । तुम्हीं विश्व के नात स्थित हौ। 
विश्व के भीतर स्थित हो | तुमको नमस्कार करता हूँ | 
विष्णुप्रिया 
वरदा वाक्यसिद्धा च शिरसा प्रणमाम्यहम्‌ शक्ति हो। 
तुम्हीं विष्णु की प्रिया हो । तुम्हीं विष्णु कक "ली हो। तुम्ही 
तुम्हीं बीजमंत्र स्वरूपिणी हो। तुम्हीं वर का दान हुना 
वाकूसिद्धियुक्त हो। मैं सिर झुकाकर तुमको प्रणाम 
वेणुवाद्यप्रिया त्वं हि बंशीवाद्यविनोदिनी | 
विद्युद्गौरी महादेवि लक्ष्मी देवि नमोऽस्त Fu हो। 
हे महादेवी! हे लक्ष्मी देवी! तुम विद्युत्‌ के स दनी हो जाती 
तुम्हें वेणु का वाद्य अति प्रिय है । तुम बंशी की धुन से विनी 
हो। तुमको सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। | 
भुक्तिमुक्तिप्रदा त्वं हि 
भवार्णवत्राणकत्री लक्ष्मि देवि नमोऽस्त » ह । तुम 
हे लक्ष्मी देवी! तुम भुक्ति और मुक्ति को प्रदा गर से पार 
भक्तों के प्रति अनुग्रह रखती हो। तुम्हीं आश्रितों को 
करती हो। तुमको नमस्कार करता हूँ | | 
भक्तप्रिया भागीरथी भक्तमंगलदायिगी 
भयदा भयदात्री च लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते॥ a 
हे लक्ष्मी देवी! तुम भक्तों के प्रति आन्तरिक स्नेह रखत ना | 
तुम्हीं भागीरथी गंगास्वरूपिणी हो। तुम भक्तो का कल्याण करती 


तुम्हीं दुष्टों का नाश करती हो। तुम शरणागतों को अभय करती ही! 
तुमको नमस्कार करता हूँ । _ 


करता हू | 
। 


४: कमला ॐ ` “१२९ 


मनोऽभीष्टप्रदा त्वं हि महामोहविनाशिनी। 
मोक्षदा मानदात्री च लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते॥ 
हे लक्ष्मी देवी! तुम कामना पूर्ण करती हो। तुम मोह का विनाश 
करती हो। तुम्हीं मोक्ष देती हो। तुम सन्मान देती हो। तुमको नमस्कार 
करता हूँ। 
महाधन्या महामान्या माधवस्यात्ममोहिनी। 
मोक्षदा मानदात्री च लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते॥ 
हे लक्ष्मी देवी! तुम्हीं महाधन्या हो। तुम महा माननीय हो। तुमने 
ही माधव को मोहित किया हुआ है। जो बहुत बोलने वाले अर्थात 
चुगलखोर हैं । तुम उनका नाश करती हो। तुमको नमस्कार करता | । 
यौवनपूर्णसौन्दर्या योगमाया तथेशवरी। 
युग्मश्रीफलवृक्षा च लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते॥ 
हे लक्ष्मी देवी ! तुम पूर्ण यौवन को धारण करके सुन्दर लग रही हो। 
तुम्हीं योगमाया हो । तुम्हीं योग की ईश्वरी हो । तुम्हारे वक्ष पर दो नारियल 
के समान ऊँचे दो स्तन शोभा पा रहे हैं तुमको नमस्कार करता हूँ । 
युग्मांगदविभूषाढ्या युवतीनां शिरोमणिः। 
यशोदासुतपत्नी च लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते॥ 
हे लक्ष्मी देवी! तुम्हारे दोनों बाहुओं में दो बाजूबन्द विद्यमान हैं । 
तुम्हीं युवतियों को शिरोमणि हो। तुम्हीं यशोदानन्दन की पत्नी हो। 
तुमको नमस्कार करता हूँ। 
स्ूहपयौवनसम्पन्ना रत्नालंकारधारिणी | 
राकेन्दुकोटिसौन्दर्य्या लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते॥ 
हे लक्ष्मी देवी! तुम रूप एवं यौवन से सम्पन्न हो। तुम्हीं रत्न 
अलंकार से विभूषित हो। तुम्हारी कान्ति करोड़ चन्द्रमा से भी उज्ज्वल 
है। तुमको नमस्कार करता हूँ । 
रमा रामा रामपत्नी राजराजेश्वरी तथा। 
राज्यदा राज्यहन्त्री च लक्ष्मिदेवि नमोऽस्तु ते॥ 


१३० ४: दश महाविद्या तन्त्र सार # 


हे लक्ष्मी देवी! तुम्हारा ही नाम 'रमा' और 'रामा' है । तुम्ही राम 
की पत्नी हो। तुम्हीं राज राजेश्वरी हो । तुम्हीं राज्य प्रदान करती हो। 
तुम्हीं राज्य का नाश करती हो । तुमको नमस्कार करता हूँ । 
लीलालावण्यसम्पन्ना लोकानुग्रहकारिणी । 
ललना प्रीतिदात्री च लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते॥ 
हे जननी! तुम्हीं लीला और लावण्य से सम्पन्न हो। तुम्ही 
पर अनुग्रह करती हो। स्त्रीजन तुम्हारे द्वारा परम प्रीति को प्राप्त करती 
हैं । तुमको नमस्कार करता हूं । 
विद्याधरी तथा विद्या वसुदा त्वन्तु वन्दिता 
विन्ध्याचलवासिनी च लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु au दता 
हे लक्ष्मी देवी! तुम्हीं विद्या हो । तुम्हीं विद्याधरी हो । ल में 
हो। तुम्हीं वंदनीय हो। तुम्हीं विन्ध्यवासिनी रूप SOI 
निवास करती हो। तुमको नमस्कार करता है क्रणधारिणी El | 
शुभ काञ्चनगौरांगी ं ते॥ 
शुभदा शीलसम्पन्ना लक्ष्मि देवि नमोऽस्छ र्णा हो। तुमने 
हे लक्ष्मी देवी! तुम शुभ कंचन के समान गीर न हो। तुम 
अपने हाथ में शंख और कंकण धारण किये हैं । तुम शु 
अत्यन्त शीलवती हो, तुमको नमस्कार करता दायिनी हूँ। | 
षट्चक्रभेदिनी त्वं हि 
षोडसी वयसा त्वन्तु लक्ष्मि देवि TAINS 4 का 
हे लक्ष्मी देवी! तुम्हीं षङ्चकभेदिनी हो । तुम्हीं ह नवयुवती 
ऐश्वर्य प्रदान करती हो। तुम्हीं सोलह वर्ष की अवस्था वाली 
हो। तुमको नमस्कार करता हूँ। 
सदामन्दमयी त्वं हि सर्वसम्पत्तिदायिनी | | 
संसारतारिणी देवि शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 
हे देवी! तुम सर्वदा आनन्दमयी हो। तुम्हीं सर्वसम्पत्ति देती ही। 


* कमला ॐ १३१ 


तुम्हीं संसार से पार करती हो। मैं सिर झुकाकर तुमको प्रणाम करता हूँ। 

सुकेशी सुखदा देवि सुंदरी सुमनोरमा। 

सुरेश्वरी सिद्धिदात्री शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 

हे देवी! तुम्हारे केश मनोहर हैं । तुम सुख देती हो। तुम सुन्दरी 
और मनमोहिनी हो। तुम्हीं देवताओं की ईश्वरी हो। तुम सिद्धि प्रदायिनी 
हो। मैं सिर झुकाकर तुमको प्रणाम करता हूँ। 

सर्वसंकटहन्त्री त्वं सत्यसत्त्वगुणान्विता। 

सीतापतिप्रिया देवि शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 

हे देवी! तुम सम्पूर्ण संकट दूर करती हो। तुम सत्य-नारायण हो। 
तुम सत्त्वगुणशालिनी हो । तुम ही सीतापति Taras की प्रिय पत्नी हो। 
मैं सिर झुकाकर तुमको प्रणाम करता हूं । 

हेमांगिनी हास्यमुखी हरिचित्तविमोहिनी। 

हरिपादप्रिया देवि शिरसा प्रणमाम्यहम्‌॥ 

हे देवी! तुम fuse काँच के समान गौरवर्णा हो। तुम सर्वदा 
प्रसन्न रहती हो। नुभने हरि का चित्त मोहित किया हुआ है। हरिं के 
चरणों में ही तुम्हारा अत्यन्त अनुराग है। मैं सिर झुकाकर तुमको प्रणाम 
करता हूं | 

क्षेमंकरी क्षमादात्री क्षौमवासोविधारिणी। 

क्षीणमध्या च क्षेत्रांगी लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते॥ 

हे लक्ष्मी देवी! तुम कल्याण करने वाली हो। तुम क्षमादात्री हो। 
क्षौमवस्त्र को धारण करती हो। तुम्हारी कमर ने पतली होने से परम 
शोभा दिखा रही है। तुम्हारे अंग में सम्पूर्ण तीर्थ और क्षेत्र विद्यमान रहते 
हैं । तुमको नमस्कार करता हूँ । 
श्रीशंकर उवाच | 

अकारादि क्षकारान्तं लक्ष्मीदेव्याः स्तव शुभम्‌। 

पठितव्यं प्रयलेन त्रिसन्ध्यञ्च दिने दिने॥ 


ob >: दश महाविद्या तन्त्र सार # 
श्री महादेव जी बोले--हे पार्वती ! तुम्हारे प्रश्‍नानुसार अकारादि 
से क्षकारान्त वर्ण वाला लक्ष्मी स्तोत्र वर्णन किया है। इस vives 
स्तोत्र का प्रतिदिन तीनों सन्ध्याओं में प्रयास करके पाठ करना चाहिये। 
| 
पूजनीया प्रयलेन कमला 


| 
वाञ्छाकल्पलता साक्षाद्धक्तिमुक्तिप्रदायिनी ही i ह. 
इसे पूजना चाहिये क्योंकि यह कमला देवी करुण से 


। देने 
यह अभिलाभाएँ पूर्ण किया करती है । यही साक्षात्‌ भक्ति एवं मुक्ति 


वाली है। 
इदं स्तोत्र पठेद्यस्तु श्रृणुयात्‌ श्रावयेदपि | 


इष्टसिद्द्धिर्भवेत्तस्य सत्यं सत्यं हि यया दूसरे मतु 
जो पुरुष इस लक्ष्मी स्तोत्र को पढ़ते हैं या सुनते त हैं। इसमें 
को सुनाते हैं। हे पार्वती! उनके सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध 


सन्देह नहीं करना । — हि 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं यः पठे ` यः 
तञ्च दृष्ट्वा भवेन्मको वादी सत्य न सश पाठ करते है 


हे गौरी! जो साधक भवित सहित इस पवित्र सती र सन्देह नहीं । 
उनके दर्शन मात्र से ही वादी मूकता को प्राप्त होता है. दपि | 
शृणुयाछावयेद्यस्तु पठेद्वा | 
राजानौ वशमायान्ति तं दृष्ट्या गिरिनन्दि १ सुनाते 
हे गिरिनन्दिनि! जो इस स्तोत्र को सुनते हैं। जो दूसरी a 
हैं । जो स्वयं पढ़ा करते हैं । जो दूसरों को पढ़ाते हैं | उनके दर्शनमत्रि 
ही राजा लोग वशीभूत होते हैं। | 
तं दृष्ट्वा दुष्टसंघाश्च पलायन्ते दिशो दश! 
भूतप्रेतग्रहा  यक्षा राक्षसा पन्नगादयः ॥ 
विद्रवन्ति भयार्ता वै स्तोत्रस्थापि च कीर्त्तनात्‌॥ 
जो पुरुष इस लक्ष्मी स्तोत्र का कीर्तन करते हैं, उनके दर्शन मात्र 


अः कमला ॐ १२२ 


से ही दुष्टगण दशों दिशा में भाग जाते हैं। भूत, प्रेत, ग्रह, यक्ष, राक्षस, 
सर्प इत्यादि भी उससे डरकर अन्यत्र चले जाते हैं। इसमें सन्देह नहीं 
करना। 

सुराश्च wanda गंधर्वकिन्नरादयः। 

प्रणमन्ति सदा भक्त्त्या तं दृष्टवा पाठक मुदा॥ 

जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, देवता, दानव, गन्धर्व, 
किन्नर उसको देखते ही आनन्द और भक्ति सहित प्रणाम करते हैं । 

धनाथी लभते चार्थं पुत्राथी च सुतं लभेत्‌। 

राज्याथी लभते राज्यं स्तवराजस्य कोर्त्तनात्‌॥ 

इस अति उत्तम स्तव का कीर्तन करने से धनार्थी धन, पुत्राथी पुत्र 
और राज्यार्थी राज्य को प्राप्त किया करता है। 

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्व्वगनागमः। 

महापापोपापापञ्च तरन्ति स्तवकीर्त्तनात्‌॥ 

ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु स्त्रीगमन, महापातक, उपपातक, 
उस स्तव के कीर्तन करने मात्र के प्रभाव से सम्पूर्ण पापों से छुटकारा पा 
जाते हैं | 

गद्यपद्यमयी वाणी मुखात्तस्य प्रजायते। 

अष्टसिद्धिमवाप्नोति लक्ष्मीस्तोत्रस्य कीर्तनात्‌ ॥ 

इस लक्ष्मी स्तोत्र के कीर्तन करने से आपने आप ही मुख से गद्य 
पद्यमयी वाणी प्रादुर्भूत हुआ करती है। इसका कीर्तन करने वाला आठ 
प्रकार की सिद्धि को प्राप्त किया करता है। 

वन्ध्या चापि लभेत्‌ पुत्रं गर्भिणी प्रसवेत्सुतम्‌। 

पठनात्स्मरणात्‌ सत्यं वच्मि ते गिरिनन्दिनी॥ 

हे पर्वतनन्दिनि ! तुमसे सत्य ही कहता हूँ। इस स्तोत्र के पढ़ने वा 


स्मरण करने मात्र से ही वंध्या पुत्र प्राप्त करती है, और गर्भवती स्त्री को 
उत्तम पुत्र प्राप्त होता है। ` 


१३४ £ दश महाविद्या तन्त्र सार 5: 


भूर्ज्जपत्रे समालिख्य रोचनाकुंकुमेन तु। 

भक्त्या संपूजयेद्यास्तु गन्धपुष्पाक्षतेस्तथा॥ 

धारयेदक्षिणे बाहौ पुरुषः सिद्द्रिकांक्षया। 

योषिद्वामभुजे धृत्वा सर्व्वसौख्यमयी भवेत्‌॥ 

जो पुरुष लक्ष्मी की कामना करते हैं । वे भोजपत्र के ऊपर गोरोचन 
और कुंकुम द्वारा इस स्तव को लिखकर गन्धपुष्पादि से भक्ति के साथ 
पूजा अर्चना करके दाहिने बाहु में धारण करे । स्त्रियाँ भी बाई भुजा में 
धारण करने से सर्व Gal से सुखी हो सकती .हैं। 

विषं निर्विषतां याति अगिनर्याति च शीतताम्‌। 

शत्रवो मित्रतां यान्ति स्तवस्यास्य प्रसादतः॥ 

इस स्तवराज के प्रसाद से विष में निर्विषता, अग्नि में शीतलता 
और शत्रुओं में मित्रता प्राप्त होती है । 

बहुना किमिहोक्तेन स्तवस्यास्य प्रसादतः । 

वैकुण्ठे च वसेन्नित्यं सत्यं वच्मि सुरेश्वरि 

हे सुरेश्वरी! इसका महात्म्य और अधिक क्या वर्णन करू? अलल 
समय नित्य दिवस वैकुण्ठ में वास होता है । इसमें सन्देह नहीं 

कमला (लदमी) कवच 

लक्ष्मीर्मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः । 

नारायणी शीर्षदेशे सर्व्वागे ।। करें । 

लक्ष्मी मेरे अग्र भाग की रक्षा करें । कमला मेरी पीठ की रक्षा करें 
नारायणी मेरे ह की और श्रीस्वरूपिणी देवी मेरे सर्वांग की रक्षा करै । 

रामप Wert रमेश्वरी | 

विशालाक्षी योगमाया hae हती तथा॥ 

जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा। 

हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी॥ 


कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनोमोहिनी । 
जयंकरी महारोद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी॥ 


४: कमला ॐ १३५ 


सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी। 
भयं हरेत्सदा पायाद्‌ भवबन्धाद्विमोचयेत्‌॥ * 
जो रामपत्नी अर्थात रामेश्वरी हैं, बह विशाल नेत्र वाली योगमाया 
लक्ष्मी मेरे सम्पूर्ण अंगों की रक्षा करें बही कौमारी है, वही चक्रधारिणी 
है, बही जय देने वाली है, वही धनदाता है, वही पाशअक्षमालिनी है, 
वही कल्याणी है, वही हरिप्रिया है, बही हरिरामा है, वही जय देने वाली 
है, वही महोदरी है, वही कुष्ण परायणा है, वही श्रीकृष्ण मोहिनी है, 
वही महारौद्री है, बही सिद्धि देने वाली है, बही शुभ करने वाली है, 
वही सुख देने वाली है, बही मोक्ष देने वाली है । वही चित्रकूटनिवासिनी 
है । बही अनपायिनी लक्ष्मी देवी मेरा भय दूर करें । सर्वदा मेरी रक्षा करें । 
मेरा भव बन्धन हटायें | 
कवचन्तु महापुण्यं यः पठेत्‌ भक्तिसंयुक्तः । 
त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यम्वा मुच्यते सर्व्वसंकटात्‌॥ 
जो भक्तियुक्त होकर प्रतिदिन तीनों सन्ध्याओं में या एक सन्ध्या 
में ही इस परम पवित्र लक्ष्मी कवच का पाठ करता है, वह सम्पूर्ण 
संकटों से छूट जाता है। 
पठणं कवचस्यास्य पुत्रधनविवर्द्धनम्‌। 
भीति विनाशनञ्चैव त्रिषु लोकेषु कीर्त्तितम्‌॥ 
इस कवच के पाठ करने से पुत्र और धनादि की वृद्धि होती है। 
साधक का भय दूर होता है। इसका माहात्म्य त्रिभुवन में प्रसिद्ध है। 
भूर्ज्जपत्रे समालिख्य रोचनाकुंकुमेन ` तु। 
धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्द्रिभविष्यति॥ 
भोज पत्र के ऊपर गोरोचन और कुंकुम से इसको लिखकर कण्ठ 
में धारण करने से सर्वकामना पूर्ण होती हैं । 
अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनम्‌। 
मोक्षार्थी मोज्ञमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः॥ 


* केवल इन आठ पंक्तियों का पाठ करने से भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। ¬ यशपाल भारती 


९ * दश महाविद्या तन्त्र सार : 


इस कल के प्रमाद से अपुत्र को पुत्र लाभ होता है । धनार्थी को 
धन लाभ और मोक्षार्थी को माक्ष प्राप्त होता है । इसमें सन्देह नहीं करना। 

गर्भिणी लभते पुत्र वन्ध्या च गर्भिणी भवेत्‌। 

धारयेद्यदि कण्ठे च अथवा वामबाहुके॥ 

यदि नारियाँ इसे कण्ठ अथवा वाम बाहु पर नियमपूर्वक धारण 
करें, तो गर्भवती उत्तम पुत्र को प्राप्त करती हैं और बन्ध्या स्त्री भी 
गर्भवती हो जाती हे । 

यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्धवेत्‌। 

म॒त्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले ॥ 

जो कोई नित्य भक्तिपूर्वक इस कवच का पाठ करता है, वह 
विष्णु की समानता को प्राप्त होता है । पृथ्वी में मृत्यु एवं व्याधि उस 7 
आक्र ग नहीं कर सकती। 

पठेद्वा पाठयेद्वापि श्रणुयाच्छावयेदपि | 

सर्व्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां - 

जो पुरुष इस कवच को पढते हैं या पढत है या स्वय सुग 

दूसरों हे : पापों | गति की प्राप्त 

i को सुनाते हैं, वह सम्पूर्ण पापों से छूट कर परस I 
होते हैं। 

विपदि संकटे घोरे तथा च गहरे vie 

राजद्वारे च नौकायां तथा च ह 

पठनद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्‌ म 

विपद, घोर संकट, गहन वन, राजद्वार, नौका मार्ग, रणमर्थ्य में, 
इस कवच के पाठ अथवा धारण किए रखने से सर्वत्र जय प्राप्त 

अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयादपि 

सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्क॑ यशस्विनम्‌॥ 

बांझ स्त्री तीन पक्ष पर्यन्त यह कवच सुने, तो दीर्घायु 
पुत्र को जन्म दे सकती है। इसमें सन्देह नहीं करना । 


अः कमला ॐ cee 


श्रृणुयाद्यः शुद्धबुद्धया द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः | 

सर्व्वान्कामानवाप्नोति सर्व्वबन्धाद्विमुच्यते ॥ 

जो पुरुष शुद्ध मन से दो महीने तक ब्राह्मण के मुख से यह कवच 
सुनता है, उसकी सम्पूर्ण कामना सिद्ध होती है। वह सर्व प्रकार के 
भवबन्धनों से छूट जाता है। 

मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं शृणुयाद्यदि। 

रोगी रोगाद्ठिमुच्येत पठनान्मासमध्यतः॥ 

जिस स्त्री के पुत्र उत्पन्न होकर जीवित नहीं रहते हों अर्थात 
मृतवत्सा हो वह तीन महीने पर्यन्त इस कवच को भक्ति सहित सुने तो 
जीववत्सा होती है । रोगी पुरुष इसका पाठ करे तो एक महीने में ही रोग 
का नाश हो जाता है। 

लिखित्वा भूर्जपत्रे च ह्यथवा ताडपत्रके। 

स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्‌॥ 

जो पुरुष भोजपत्र या ताडपत्र पर इस कवच को लिखकर घर में 
स्थापित करता है, उसको अग्नि, चोर इत्यादि का भय नहीं रहता है ?. 

श्रुणुयाद्धारयेद्वपि पठेद्वा पाठयेदपि। 

a: पुमान्सततं तस्मिन्प्रसन्ना सर्व्वं देवता: ॥ 

जो पुरुष प्रतिदिन यह कवच सुनता है या पढ़ता है या दूसरे को 
पढ़ाता है या जो कोई इसको धारण करता है, उस पर देवता सदा सर्वदा 
सन्तुष्ट रहते हैं । 

बहुना किमिहोक्तेन सर्व्वजीवेश्वरेश्वरी । 

आद्या शक्तिः सदा लक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी। 

धारके पाठके चैव निश्चला निवसेद्‌ yaa 

अधिक और क्या कहूँ ? जो पुरुष इस कवच का पाठ करते हैं या 
इसे लिखकर धारण करते हैं, आद्या शक्ति कमला (लक्ष्मी) अटल 
होकर उसके गृह में स्थित होती है । 


महादिद्दा मन्त्र 


हूँ श्रीं हीं वज्रवैरोचनीये हुँ हुँ फट्‌ स्वाहा एँ। 
महाविद्या ध्यान 

चतुर्भुजां महादेवी नागयज्ञोपवीतिनीम। 

महाभीभां करालास्यां सिद्धविद्याधरैर्युताम्‌ 

मुण्डमालावलीकीर्णा मुक्तकेशीं स्मिताननास: 

एवं ध्यायेन्महादेवीं सर्वकामार्थ सिद्धये प्रहाभीमा 

देवी चतुर्भुजा, सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाली है यै on a 
है, करालवदना है, सिद्ध और विद्याधरों से वेष्टित है, ये aga 5 
अलंकृत है । इनके केश खुले व लहरा रहे हैं और ये हास्य 
सर्वकामार्थ सिद्धि के लिये देवी का इस प्रकार ध्यान करना 


दशा महाविद्या स्तोत्र 
श्रीशिव उवाच 
दुल्लभं मारिंणींमार्ग दुर्ल्लभं तारिणींपर्दम्‌। 
wart मंत्रचैतन्यं दुर्ल्लभं शवसाधनम्‌॥ 
_ श्मशानसाधनं योनिसाधनं ब्रहासाधनम्‌। 
क्रियासाधनं भक्नतिसाधनं मुक्तिसाधनम्‌॥ 
तव प्रसादाद्देवेशि सर्व्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः ॥ 
शिव ने कहा-तारिणी का उपासना मार्ग अत्यन्त दुर्लभ है। उनके 


# महाविद्या मन्त्र ॐ १२९ 


पद की प्राप्ति भी अति कठिन है । इनके मन्त्रार्थ ज्ञान, मन्त्र चैतन्य, शव 
साधन, श्मशान साधन, योनि साधन, ब्रह्म साधन, क्रिया साधन, भक्ति 
साधन और मुक्ति साधन; यह सब भी दुर्लभ हैं। किन्तु हे देवेशि! तुम 
जिसके ऊपर प्रसन्न होती हो, उनको सब विषय में सिद्धि प्राप्त होती है । 
नमस्ते चण्डिके चण्डि चण्डमुण्डविनाशिनी। 
नमस्ते कालिके कालमहाभयविनाशिनी॥ 
हे चण्डिके! तुम प्रचण्डस्वरूपिणी हो। तुमने ही चण्डमुण्ड का 
विनाश किया है । तुम्हीं काल का नाश करने वाली हो । तुमको नमस्कार है । 
शिवे रक्ष जगद्धात्रि प्रसीद हरवल्लभे। 
प्रणमामि जगद्धात्रीं जगत्पालनकारिणीम्‌॥ 
जगत्क्षोभकरीं विद्यां जगत्सृष्टिविधायिनीम्‌। 
करालां विकटां घोरां मुण्डमालाविभूषिताम्‌॥ 
हराच्चितां हराराध्यां नमामि हरवल्लभाम्‌। 
गौरीं गुरुंप्रियां गोरवर्णालंकार भूषिताम्‌॥ 
हरिप्रिया महामायां नमामि ब्रह्मापूजिताम्‌। 
हे शिवे जगद्धात्रि हरवल्लभे ! मेरी संसार से रक्षा करो। तुम्हीं 
जगत्‌ की माता हो और तुम्हीं अनन्त जगत की रक्षा करती हो। तुम्हीं 
जगत्‌ का संहार करने वाली हो और तुम्हीं जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली 
हो। तुम्हारी मूर्ति महाभयंकर है । तुम मुण्डमाला से अलंकृत हो। तुम 
हर से सेवित हो। हर से पूजित हो और तुम ही हरिप्रिया हो। तुम्हारा वर्ण 
गौर है । तुम्हीं गुरुप्रिया हो और श्वेत आभूषणों से अलंकृत रहती हो। 
तुम्हीं विष्णु प्रिया हो। तुम ही महामाया हो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी तुम्हारी 
पूजा करते हैं। तुमको नमस्कार है। 
सिद्धां सिद्धेश्वरी सिद्धविद्याधरगणैर्युताम्‌। 
मंत्रसिद्द्रिप्रदां योनिसिद्द्रिदां लिंगशोभिताम्‌॥ 
प्रणमामि महामायां दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्‌॥ 


१४० ४: दश महाविद्या तन्त्र सार :: 


तुम्हीं सिद्ध और सिद्धेश्वरी हो। तुम्हीं सिद्ध एवं विद्याधरों से 
युक्त हो । तुम मंत्रसिद्धि-दायिनी हो । तुम योनिसिद्धि देने वाली हो। तुम 
ही लिंगशोभिता महामाया हो। दुर्गा और दुर्गति नाशिनी हो। तुमको 
बारम्बार नमस्कार है । 
उग्रामुग्रमयीमुग्रतारामुग्रगणैर्युताम्‌ 
नीलां नीलघनश्यामां नमामि नीलसुंदरीम्‌॥ नीलमूतिं ह 
तुम्हीं उग्रमूर्ति हो, उग्रगणों से युक्त हो, उग्रतारा हो, नीलमूर्ति हा, 
नीले मेघ के समान श्यामवर्णा हो और नील सुन्दरी हो ।तुमको नमस्कर€ ! 
श्यामांगी श्यामघटितांश्यामवर्णविभूषिताम्‌। 
प्रणमामि जगद्धात्रीं गौरी सर्व्वार्थसाधिनीम्‌॥ wf 
तुम्हीं श्याम अंग वाली हो एवं तुम श्याम वर्ण से i 
जगद्धात्री हो, जब सब कार्य का साधन करने वाली हो | गौरी हो । तु 
नमस्कार है | 
विश्वेश्वरीं महाघोरा विकटां घोरनादिनीम्‌। 
आद्यमाद्यगुरोराद्यमाद्यनाथप्रपूजिताम्‌ , 
श्रीदुर्गा धनदामन्नपूर्णा पद्यां सुरेश्वरीम्‌। 
प्रणमामि जगद्धात्रीं चन्द्रशेखरवल्लभाम्‌।' 
तुम्हीं विश्वेश्वरी हो, महाभीमाकार हो, विकट मूर्ति हो । gen 
शब्द उच्चारण महाभयंकर है । तुम्हीं सबकी आद्या हो, आदि गुरु 
कौ भी आदि माता हो। आद्यनाथ महादेव सदा तुम्हारी पूजा करतै 
हैं । तुम्हीं धन देने वाली अन्नपूर्णा और पद्यास्वरूपिणी हो । तुम्ही Cae 
को ईश्वरी हो, जगत्‌ की माता हो, हरवल्लभा हो। तुमको नमस्कार है । 
त्रिपुरासुंदरी बालमबलागणभूषिताम्‌ | 
शिवदूतीं शिवाराध्यां शिवध्येयां सनातनीम्‌॥ 
सुंदरीं तारिणीं सर्व्वशिवागणविभूषिताम्‌ | 
नारायणी विष्णुपूज्यां ब्रह्माविष्णुहरप्रियाम्‌॥ 


रहते 


\ 


$ महाविद्या मन्त्र ॐ । १४१ 


हे देवी ! तुम्हीं त्रिपुरसुन्दरी हो । बाला हो । अबला WH से मंडित 
हो। तुम शिव दूती हो, शिव आराध्या हो, शिव से ध्यान की हुई, 
सनातनी हो, सुन्दरी तारिणी हो, शिवा गणों से अलंकृत हो, नारायणी हो, 


विष्णु से पूजनीय हो। तुम ही केवल ब्रह्मा, विष्णु तथा हर की प्रिया हो। 


सर्वसिद्धिप्रदां नित्यामनित्यगुणवर्जिताम्‌। 
सगुणां निर्गुणां ध्येयामच्चितां सर्व्वसिद्द्रिदाम्‌॥ 
दिव्यां सिद्धि wet विद्यां महाविद्यां महेश्वरीम्‌। 
महेशभक्तां माहेशी महाकालप्रपूजिताम्‌॥ 
प्रणमामि जगद्धात्रीं शुम्भासुरविमर्दिनीम्‌॥ 
तुम्हीं सब सिद्धियों को दायिनी हो, तुम नित्या हो, तुम अनित्य गुणों 
से रहित हो। तुम सगुणा, निर्गुणा हो, ध्यान के योग्य हो, पूजिता हो, सर्व 
सिद्धियाँ देने वाली हो, दिव्या हो, सिद्धिदाता हो, विद्या हो, महाविद्या हो, 
महेश्वरी हो, महेश की परम भक्ति वाली माहेशी हो, महाकाल से पूजित 
जगद्धात्री हो और शुम्भासुर की नाशिनी हो। तुमको नमस्कार है। 
रक्तप्रियां रक्तवर्णा रक्तबीजविमर्दिनीम्‌। 
भेरवी भुवनां देवी लोलजिह्वां सुरेश्वरीम्‌॥ 
चतुर्भुजां दशभुजामष्टादशभुजां शुभाम्‌। 
त्रिपुरेशी विश्वनाथप्रियां विश्वेश्वरीं शिवाम्‌॥ 
अट्टहासामइहासप्रियां धूप्रविनाशिनीम्‌। 
कमलां छिन्नभालाञ्च मातंगीं सुरसुंदरीम्‌॥ 
घोडशीं विजयां भीमां धुम्राञ्च बगलामुखीम्‌। 
सर्व्वसिद्धिप्रदां सर्व्वविद्यामंत्रविशोधिनीम्‌॥ 
प्रणमामि जगत्तारां साराञ्च मंत्रसिद्धये॥ 
तुम्हीं रक्त से प्रेम करने वाली रक्तवर्णा हो। रक्त बीज का 
करने वाली, भैरवी, भुवना देवी, चलायमान जीभ वाली, सुरेश्वरी हो | 


चतुर्भुजा हो, कभी दश भुजा हो, कभी अठारह भुजा हो, त्रिपुरेशी = 


हो, 


१४२ ४: दश महाविद्या तन्त्र सार x 


विश्वनाथ की प्रिया हो, ब्रह्मांड की ईश्वरी हो, कल्याणमयी हो, अट्टहास 
से युक्त हो, ऊँचे हास्य से प्रीति करने वाली हो, धूम्रासुर की नाशिनी हो, 
कमला हो, छिन्नमस्ता हो, मातंगी हो, त्रिपुर सुन्दरी हो, षोडशी हो, विजया 
हो, भीमा हो, धूम्रा हो, बगलामुखी हो, सर्व सिद्धिदायिनी हो, सर्वविद्या 
और सब मन्त्रों की विशुद्धि करने वाली हो । तुम सारभूता और 
हो। मैं मन्त्र सिद्धि के लिये तुमको नमस्कार करता हूँ। 

इत्येवञ्च वरारोहे स्तोत्रं सिद्धिकरं परम 

पठित्वा मोक्षमाप्नोति सत्यं वै गिरिनन्दिनि 

हे वरारोहे । यह स्तव परम सिद्धि देने वाला है । इसका पाट 


से सत्य ही मोक्ष प्राप्त होता है । 
कुजवारे चतुर्दश्याममायां  जीववासरे। 
शुक्रे निशिगते स्तोत्रं पठित्वा मोक्षमाप्तुयार्त. नुयात्‌ 
त्रिपक्षे मंत्रसिद्धिः स्यात्स्तोत्रपाठाद्द्रि शंकरि॥ तिथि 
मंगलवार की चतुर्दशी तिथि में, बृहस्पतिवार की pave है। 
में और शुक्रवार निशा काल में यह स्तुति पढ़ने से मोक्ष प्राप होती है। 
हे शंकरि ! तीन पक्ष तक इस स्तव के पढ़ने से मन्त्र fats 
इसमें सन्देह नही करना चाहिए । | 
चतुईश्या निशाभागे शनिभौमदिने . one 
निशामुखे. पटेत्स्तोत्रं 
चौदश की रात में तथा शनि और मंगलवार 
इस स्तव का पाठ करने से मन्त्र सिद्धि होती है। 
केवल स्तोत्रपाठाद्दि मंत्रसिद्धिरन॒ुत्तमा | 
जागर्ति सततं चण्डी स्तोत्रपाठाद्धजंगिनी It 
जो पुरुष केवल इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह अनुत्तमा सिद्धि को 
प्राप्त करता है । इस स्तव के फल से चण्डिका कुलकुण्डलिनी नाड़ी का 
जागरण होता है। 


की संध्या के स 


* महाविद्या मन्त्र ॐ १४३ 


मब्ाविद्या कवच 


श्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्द्धिदम्‌। 

आद्याया महाविद्यायाः सर्व्वाभीष्टफलप्रदम्‌॥ 

हे देवी! महाविद्या का कवच कहता हूँ-सुनो यह सब अभीष्टों 
का देने वाला है। 

कवचस्य ऋषिर्देवि सदाशिव इतीरितः। 

छन्दोञ्नुष्टुख्‌ देवता च महाविद्या प्रकीर्तिता॥ 

धर्मार्थकाममोक्षाणां विनियोगश्च साधने॥ 

इस कवच के ऋषि सदाशिव, छन्द अनृष्ट्प, देवता महाविद्या 
धर्म, अर्थ, काम मोक्ष रूप फल के साधन में इसका विनियोग है । 

ऐकारः पातु शीर्ष मां कामबीजं तथा ee 

रमाबीजं सदा पातु नाभौ गुह्यो च पादयोः॥ 

ऐं बीज मेरे मस्तक, क्लीं बीज मेरे हृदय एवं श्रीं बीज मेरी नाभि, 
गुह्य और चरण की रक्षा करें। 

ललाटे सुंदरी पातु उग्रा मां कण्ठदेशतः। 

भगमाला सर्व्खगात्रे लिंगे चैतन्यरूपिणी॥ 

सुन्दरी मेरे मस्तक की, उग्रा मेरे कंठ की, भगमाला सारे शरीर 
की और चैतन्य रूपिणी देवी मेरे लिंग स्थान की रक्षा करें । 

पूर्वे मां पातु वाराही ब्रह्माणी दक्षिणे तथा। 

उत्तरे वैष्णवी पातु चेन्द्राणी पश्चिमेऽवतु॥ 

माहेश्वरी च आग्नेस्यां नेते कमला तथा। 

वायव्यां पातु कौमारी चामुण्डा हीशकेऽवतु॥ 

वाराही पूर्व दिशा में, ब्रह्माणी दक्षिण में, वैष्णवी उत्तर में, इन्द्राणी 
पश्चिम में, माहेश्वरी अग्नि कोण में, कमला नैत कोण में, कौमारी 
वायु कोण में और चामुण्डा ईशान दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करें। 


a 


१४४ ४८ दश महाविद्या तन्त्र सार ::: 


इद कवचमज्ञात्वा महाविद्याञ्च यो जपेत्‌। 

न फलं जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि ॥ 

इस कवच के बिना जो साधक इस महाविद्या का मन्त्र जपता है 
वह सौ करोड़ कल्प में भी उसका फल प्राप्त नहीं कर पाता हे । 


योग, 
मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र स्वर विद्या, 
, ज्योतिष, हस्तरेखा, ग्रन्थ, पूजा 


कुण्डलिनी, आयुर्वेद आध्यात्मिक ग्रन्थ, धार्मिक पुस्तकों 
के ग्रन्थ तथा भारतीय रहस्यमयी विद्याओं की = 
के लिए सम्पर्क करे 


रणचीर प्रकाशन 
रेलवे रोड, हरिद्वार (उः प्रश) 
रणधीर बुक सेल्स 

रेलवे रोड (अस्पताल के सामने), हरिद्वार (3° प्र 


रर क Cr 


be 


Fy Rs =: 


| 


\ 


— = 
हे नन 542: 


a 
— 


न 


च“. 
4 
ब 

पं 


डे क 
wy Hn ५5, 
७ ०००८ ७०१ ६ th 


48 


Vy 
१ 


ra ~. 
- wee 
i छि फन फा?" 
=» = a ; 


